लोक-गंगा के तट से 


धीरेन्द्र मजूमदार 


सर्वे-सेवा-संघ-प्रकाशन 
रशाजघाट, वाराणसो 


प्रकाशक: मन्त्र, सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, 
राजघाट, वाराणसी-१ 

ओमप्रकाश कपूर, 

ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 

वाराणसी ( बनारस ) ७१७७-३० 
संस्करण ४ पहला 

प्रतियाँ. $ १,०००; नवम्बर, १९७३ 


मुद्रक 


मूल्य : एक रुपया 
३२८. 4.00 


ज प४ंीह6. ६ %०ए६-649०6 फाड़ 787 87 
40०: एमाश्फवेः७ ह[82७७० ६7 
890/6८४ 4 74&7ए008 9१8 

8&॥0.५४8-ह82५7&-84थ प्राफआ&:458वा4ण 
॥44027, ४४॥3:४8-] 


सम्पादकीय 


विनोबाजी ने जिस क्रान्ति का आवाहन किया है, वह ऋनन्‍्ति एक 
ऐसी क्रान्ति है, जो आज तक न कही हुई है, न किसीने उसकी परि- 
कल्पना की है । क्रान्ति के शास्त्र में ही, क्रान्ति की प्रक्रिया में ही आामूछ 
ऋन्ति लानेवाली यह क्रान्ति है। इसलिए आज तक का कोई ऋन्ति- 
शास्त्र इसमें मार्गदर्शन नहीं कर सकता । वह मार्ग इस क्रान्ति के उपासकों 
को खुद ही खोजना है। धीरेनभाई के शब्दों में, यह क्रान्ति वास्कोडिगामा 
की यात्रा है। लक्ष्य स्पट है, लेकिन मार्ग से परिचय नहीं है | इस क्रान्ति 
की टेकनीक इतिहास की पुरानी क्रान्तियों की टेकनीकों को तोड़ या 
जोड्कर नहीं बनायी जा सकेगी । उसे नये सिरे से खोजना पड़ेगा | 


भार्ग-खोजन की ऐसी ही साधना में से इस छोटी-सी पुस्तिका का 
निर्माण हुआ है। इस अहिंसक स्वोदयी क्रान्ति के एक अनन्य उपासक 
श्री धीरेनभाई पिछले दो-दाई साल से विहार के सहरसा जिले में अपनी , 
लोक-गंगा-यात्रा कर रहे हैं | वे मानते हैं. कि छोकशक्ति की आराधना 
के लिए लछोक-गंगा की उपासना आवश्यक है । उस लोक-गंगा के तट 
पर यात्रा करते हुए उनका जो चिन्तन चलता रह, उसे वे समय-समय 
पर आन्दोलन के एक वरिष्ठ साथी श्री कृष्णराज मेहता के नाम पत्र के 
रुप में प्रकट करते रहे हैं ॥ उन सब्र पत्रों की सामग्री पर से संकलून- 
सम्पादन करके यह पुस्तिका तैयार की गयी है । 

आशय है कि यह पुस्तिका आन्दोलन के अन्य साथियों को लोक- 
गंगा में गोता लगाकर मार्ग-खोजन की साधना में निमग्न होने को प्रेरित 
करेगी और उन्हें अपने चित्तन-खोजन में भी मददगार साबित होगी । 
तहुपरान्त, यह भी अपेक्षा है कि इस अनोखी लोक-ऋन्ति के स्वरूप 
की यह तल्स्पर्शी छानबीन लोक! को भो इसमें अधिक इस्वॉल्व फरने में 
सहायक होगी। 


चाराणसी 
२२-१ १-७३ -कान्ति शाह 


अनुक्रम 


२, मार्ग-खोजन की बेला ५ 
२, लोक-शिक्षण के लिए छोक में प्रवेश ९ 
३. लोकतन्त्र की रक्षा कौन करेगा ! १५ 
४, आज की समस्याओं की जड़ र५्‌ 


५, क्रान्ति-कार्य का भुपद र्‌९ 
६. संघर्ष नही, सम्मिलन बट 
७. प्रामस्वराज्य के कार्यक्रम ्ट 
<, ग्राम-गुरुकुल घ्छ 
६, रांघ नहीं, संग दर 
१०, मान्तिकारी का रोल छ्० 


१. मार्ग-खोजन की बेला 


मेरी यह निश्चित मान्यता है कि हमारा आन्दोलन अब उस मंजिल 
पर पहुँच गया है, जब हमारे सभी ऊपर के कायकर्ताओं को क्षेत्र चुनकर 
“आर्ग-खोजन मे लग जाना चाहिए] मैंने समझ-बूझकर 'मार्ग-खोजन' 
दब्द का इस्तेमाल किया है। में मानता हूँ कि हममें से किसीमें बिनोदा- 
जी के समान मार्ग-दर्शन! की क्षमता नहीं है। 

इसका मतदूब यह नहीं है कि हम समी छोग अयोग्य मनुष्य हैं । हाँ, 
इस ऋन्‍्ति के सार्ग-दर्शन के लिए हम छोग अयोग्य इसलिए हैं, क्योंकि 
हममें से किसीको भी अपने जीवन मे रचनात्मक कार्यक्रमों के सिलसिले 
में परम्परागत परिपराटी को बदलने के लिए कोई अनुभव प्राप्त करने का 
अवसर नहीं मिला है। गाँव में वैठकर हममें से कश्यों ने रचनात्मक 
काम किया है, लेकिन वह मुख्यतः राहत का काम रहा है, समाज- 
परिवर्तन का नहीं । हमने गांधीजी के मुँह से अहिंसक समाज की बात 
मुनी हैं, लेकिन कभी गम्मीरता के साथ अहिंसक समाज-निर्माण का 
काम नहीं किया है | 

विनोबाजी ने अपने व्यक्तिगत परिवेश में कुछ आध्यात्मिक चेतना 
का निर्माण अवश्य किया है, साथ ही अखिल भारतीय भूमिका में 
सामाजिक और राजनैतिक जीवन के साथ ऊसके समवाय के प्रयोग के 
लिए, उसका उद्धोष भी किया है और उसके लिए श्रेरणा भी प्रदान 
की है, जिसके परिणामस्वरूप देश और दुनिया मे ग्रामस्वराज्य का शब्द 
फैल्य है, लेकिन पिछले बीस सालों से सतत तप और जप के जरिये उन्होंने 
जो काम किया है, उसमें से उस क्रान्ति के लक्ष्य का विचार तो निख्वरा 
है, लेकिन मार्ग प्रस्तुत नहीं हो सका है । इसलिए जाज हम सबके लिए, 


हू पशु ०० 


द््‌ छोक-गंगा के तट से 


मार्ग-खोजन की आवश्यकता है | इस मार्ग-खोजन का काम पुराने पके 
कार्यकर्ता ही कर सकते है। लेकिन आज हमारे समी समर्थ चिन्तनश्षीर 
तथा अनुभवी मित्र देश और दुनिया में स्वोदिय का विचार फैलाने के 
मोह में यह काम कर नहीं रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप मार्ग-दर्शन तो 
नहीं दी होता, मार्ग-खोजन भी नही हो पाता । 

अतः इस यात की सम्मावना है कि अपना व्यापक लक्ष्य भी मार्ग- 
खोजन के अमाब में कुण्टित हो जायगा और इस विचार के निखरने के 
कारण जो भी तरुण-तरुणियाँ आन्दोलन के प्रति आकृष्ट हो रही ईं, ये 
गहराई के अभाव मे निराश हों जायँगी । अतएव, मैं अत्यन्त तीव्रता के 
साथ यह अनुभव करता हूँ. कि हमारे अनुमवी और सुलझे हुए तथा 
समर्थ कार्यकर्ता देशमर में सर्वोदय-विचार से प्रेरित संस्थाओं के संचा- 
ढन तथा अखिल भारत से अखिल विश्व तक सम्पर्क साधने के काम को 
अपने जूनियरों के हाथ में छोड़कर अपने-अपने प्रभाव के क्षेत्र में जाकर 
सातत्य तथा एकाग्रता के साथ मार्ग-खोजन का काम करें । ऐसा न 
करने पर बावजूद सारे प्रचार के हमारा काम निराशा के गर्त में हूव 
जायगा | 

आज द्वाट्त क्या है ? सहरसा और अन्य प्रदेशों की मेरी यात्रा में 
मुझे एक चीज देखने को मिल्ली कि सवोदय-विचार के लिए आज जनता 
में जिज्ञासा बढ़ी है, छेकिन कार्यकर्ताओं में थकान आ गयी है। ऐसा 
क्यों ! किसी भी क्रान्तिकारी आन्दोलन की जीवन-कथा यह होती है कि 
शुरू से नयी क्ार्ति के उद्घोष की नवीनता जन-मानस को आशव्येडित 
करती है और जैसे-जैसे उसकी नवीनता घटती जाती है, वेसे-वैसे जनता 
उदासीन होती जाती है। तब्र, एक बार आन्दोलन ठंठा पड़ जाता 
है। छेकिन ऊपर से ठंडा पड़ जाने पर भी अन्तर्मानरा में आन्दोलन 
का जोर चलता रहता है ) 

दूसरी तरफ, जिस दूषित तथा संकटपूर्ण पद्धति और संखाओं को 
समात्त कर नयी मृस्य-पद्ति तथा मान्यताओं को नयी ऋ्रान्ति द्वारा 


मार्य-खोजन की चेला ७ 


अधिष्ठित करने का आन्दोलन होता है, उसके दोपों का एहसास भी 
होने लगता है | ऐसी परिस्थिति में आन्दोलन के ठंडा रहने पर भी लोक- 
मानस में जिज्ञासा तथा चिन्तन का अंकुर बढ़ता जाता है! 

इस मनःख्िति में किसी-न-किसी अवसर पर आन्दोलन का एक 
बार पुनः उभाड़ होता है। लेकिन आन्दोलन मैं छंगे लोगों से नयी 
जिज्ञासा का सम्यक्‌ उत्तर न मिलने के कारण तथा उनके जीवन करे 
पक्रेठिकल अध्ययन! के कारण जनता का समाधान नहीं द्वो पाता है। 

' शुरूझशुरू में जो लोग आन्दोलन के प्रति व्यापक रूप से आकर्षित 
होते हैं, उसका कारण जितनी नवीनता होती है, उतनी विचार की प्रेरणा 
नहीं । इसलिए, उस समय किसी भी प्रकार का कार्यकर्ता आन्दोलन का 
याहक बनने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जब विचार की भीमांसा, 
इंका-समाधान तथा जीवनक्रम के स्तर पर जनता की अपेक्षाएँ निर्मित 
हो जाती हैं और कार्यकर्ता उस अपेक्षा' की पूर्ति नहीं कर पाता है, 
तब फिर एक बार उस अल्पकालीन उभाड़ के बाद जान्दोलन उंडा 
पड़ जाता है और जनता कुछ निराश होने लगती दे । 

अतः मैंने जब देखा कि जनता में जिज्लासा उत्पन्न होने के बावजूद 
कार्यकर्ता थके हुए हैं, तो मैने माना कि ऐसे समय में किसी भी ऋन्ति- 
कारी की तैयारी घनवास में जाने की होनी चाहिए । इसीलिए मैं आम्रह- 
पूर्वक मित्रों से कहता रहा हूँ कि उन्हें वनवास की स्थिति को स्वीकार 
करना ही होगा और क्रान्ति के लिए हड्डी गलाने की तैयारी करनी ही 
पड़ेगी । इस वक्त हम लोगों को समझना होगा कि हम चाहे जो प्रयास 
करें, इस जान्दोलन का उभाड़ तत्काल सम्भव नहीं है । अतएव अलन्त 
थैये और सातत्य के साथ ग्ज्ातवास में रहकर जनता के अगछे उमाड़ 
के लिए तैयारी करनी होगी। यानी जन-मानस में ऋन्‍्ति-विचार के 
अनुप्रवेश के कार्यों में लगना होगा । साथ ही, अपने अन्दर अध्ययन, 
चिन्तन और मनन से विचार फी सफाई करते रहनी होगी | 

इसके लिए, हम लोगों फे बीच जाकर बैठें और मार्ग-खोजन करें। 


< “छौकन-गंगा के तट से 


तब धीरे-धीरे स्पष्ट मार्ग दिखायी पड़ेगा । मैं हमेशा से कहता रह्दा हूँ कि 
हमारी ऋन्ति वास्कोंडिगामा की यात्रा है| रुश््य स्पष्ट है, ठेकिन मार्ग 
से परिचय नहीं है। इमारी ऋान्ति की तकनीक इतिद्ास छी पुरानी 
ऋान्तियों की तकनीक को तोड़ या जोड़कर नहीं बनायी जा सकेगी। 
उसकी नये सिरे से खोज करनी पढ़ेगी | हमारे तरुण साथी बहुत छठ- 
पाते हैं । वे कियाशील अहिंसा के दर्शन के लिए व्याकुल हैं ! लेकिन 
दुर्भाग्य से यह क्रियाशीदता हिंसात्मक क्रियाशील्ता की डिजाइन में ही 
देखने का प्रयास ये करते हैं। ये पुरातन द्विसात्मक क्रान्ति के मल्ये में 
से अहिसक क्रान्ति का भरार्ग निकालना चाहते हैं | इसलिए वे रह-रहकर 
निराश होते रहते हैं । उनसे मेरा निवेदन है कि उन्हे बैर्य के साथ नयी 
खोन्ति के लिए. नया मार्ग खोजने में अपनी हड्डी गलानी होगी | जनता 
की नयी जिजशासा के रामाघान के लिए. अब क्रान्तिकारी को उसी तरह 
बैठकर हड्डी गव्यनी होगी, जिस तरह उपनिपद्‌-काल मे नवीन संस्कृति 
के निर्माण के लिए हजारों ऋषियों ने हड्डी गल्ययी थी | 
हमारी क्रान्ति अल्पफालीन अभियान का विषय नही हैं | इसके लिए 
अनेक साधकों को अपनी हड्डी गल्ममे की आवश्यकता हैं। विभोवा 
जिस आन्ति का प्रतिपादन करना चाहते हैं, वह एक नथी तथा बुनियादी 
संस्कृति के अधिष्ठान की क्रान्ति दै। इसके लिए खायी साधकों की 
आवश्यकता दहै। मुल्क के गांधी-विचार के कार्यकर्ताओं में से कम-से-कम 
एक सो 'ेह्ट टेलेग्ट्स! पाँच साल का न्यूनतम समय मार्ग-सोजन मे 
झूगायें, क्योंकि में मानता हूँ कि इस आन्दोलन को जन-द्क्ति के सहारे 
स्टार्ट करने के लिए पॉँच साल तक इतनी शक्ति ढुगाने की अनिवार्य 
आवश्यकता है | 
यह बात रद्दी है कि सर्वोदय की ऋन्ति के लिए, ग्रामस्वराज्य के 
अधिशन के लिए आज की जागतिक परिस्यिति अत्यन्त अनुकूल है | 
फिर भी झान्ति की सही दिशा में जन-मानस को उद्योधित करने के 
लिए कुछ विचारनिष्ठ प्रान्तिकारियों को उसी तरह से जन-जन में सुलना 


छोक-शिक्षण के लिए छोक में प्रवेश हि 


होगा, जिस तरह दह्दी जमाने के लिए जामन को दूध में घुलना पड़ता 
है। गांधीजी ने देश की परिस्थिति और मनःस्थिति को समझकर ग्राम- 
स्वसज्य की क्रान्ति के रिए. हर गाँव में एक क्रान्तिकारी नौजवान का 
जीवन-समर्पण आवश्यक समझा था | मैं पूरी तरह मानता हूँ कि भारत 
की देहाती जनता की जो चारित्रिक और मानसिक परिस्थिति है, उसके 
हिसाव से गाधीजी का गणित बिलकुल सही है । उसी दिशा के प्रथम 
चरण के तौर पर देश के एक सौ 'बेस्ट टेलेन्ट्स' की माँग है| 'बेस्ट 
टेलैन्द्स! का आर्थ जो मैंने माना है, वह यह है कि उनमें छोक-गंगा में 
डुबकी रगाकर अपने साथ कम-से-क्म बीस ऋ्तिकारी साथियों को 
खोज निकालने फी शक्ति हो । आज ऐसे कम-से-कम एक सौ कार्यकर्ता 
क्षेत्र चुनकर मार्ग-खोजन के काम में लगे [ 


२. लोक-शिक्षण के लिए लोक में प्रवेश 


में हमेशा कहता रहा हूँ कि क्रान्ति की जीवनी साँप की जीवनी जैसी 
होती है। सॉप अपने शरीर का केंचुछ लगातार बदलता रहता है | उसी 
तरह ऋान्ति की व्यूह-सचना भी समय-समय पर बदलती रहनी चाहिए | 

रचनात्मक क्रान्ति की ध्यूह-रचना में एक बात पर बहुत अधिक 
ध्यान देने की जरूरत है | क्रान्ति और युद्ध के टेकनिक मे अन्तर होता 
है। युद्ध में प्रदर्शनात्मक धूमघाम अन्त तक आवश्यक होती हैं. और 
वह प्रक्रिया मदद पहुँचाती है । क्रान्ति के लिए. प्रदर्शनात्मक धूमधाम 
प्रायमिक ध्यान-आकर्पण के लिए तो आवश्यक है, छेकिन एक सीमा 
के बाद अधिक होने पर वह ऋन्ति को हानि पहुँचाती है। युद्ध में एक 
सामनेवाके टारजेेट को गिराना पड़ता है, इसलिए आखिर तक डकार 
की आवश्यकता होती है | लेकिन ऋान्ति में मान्यता और मूल्य-परिवर्तन 
फरनी होता है। इसलिए उसकी मुख्य प्रक्रि। विचार का अनुप्रवेश 

र्‌ 


१० छोक-गंगा के तट से 


होता है, जिसके लिए. थोडी आवश्यक धूमधाम की जाती है। कान 
में उसका स्वरूप आनुपंमिक होना चाहिए, न कि वह मुख्य प्रक्रिया ही 
हो जाय! 

इस देश में हर काम ठोंक-पीठकर होता है। जन्म, विवाह और 
मृत्यु के अनुष्ठान सब बाजे और कीर्तन से होते हैं | हमारे देश की प्रतिमा 
ने तप-बल के साथ जप-बलछ को भी एक बल माना है। ढोल पीठना 
भावनात्मक उद्बोधन के लिए सह्ययक होता है, तथापि ढोल ही अनु- 
छान नहीं होता है। अनुश्ानिक क्रिया तो गम्भीर मन्त्र के साथ ही होती 
है और उस काम के लिए गाम्मीय का बातावरण भी आवश्यक होता 
है! नारा, प्रदर्शन और कीर्तन ऋन्ति के उद्योधन के लिए आवश्यक 
जरुर है, लेकिन वद्द खुद आान्ति नहीं है। 

किसी मी आन्दोलन को अत्यधिक धूमधाम और ग्रदर्शन के रुप मे 
एक खान पर पहुँचाया जाय और उसके बाद की प्रगति रुक जाय, तो 
यह स्थिति आन्दोढन के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसा समझना चाहिए! 
इसलिए आज तक के हमारे काम से पैदा किये हुए भावमात्मक उभार 
को अब रचनात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत दे । नहीं तो सारी क्रान्ति 
पीछे मुड़कर अधोगति की ओर बढ़ेगी, जिसे फिर उठाना मुश्किल ट्वोगा । 

बिद्वारदान, तमिहनाडुदान और जो अनेक ग्रामदारनों की निभत्ति 
हुई दे, उसके द्वारा हमने देश और दुनिया का अपनी मान्ति के प्रति 
केवल ध्यानाकपंण माभ किया है और इतनी निष्पत्ति इमने मुझ्य रूप 
से ज्पन्‍यढ से ही निकाली है। लेकिन शमर पेवल ज़प से काम नहीं 
चलेगा, तप की आवश्यकता है। धृफान के युग में धमने ठिर्फ 'शब्द- 
संचार! किया भा | अब इमको “अर्थ-संचार' करना है। 

प्रमन्ति के सन्दर्भ में इम कहते हैं. कि हमारा आन्दोलन मुक्ति का 
आन्दोलन है, पुष्प का नहीं | तो, भान्दोलन के प्रचारात्मक अभियान 
के साथ एक येन्द्रीय दिल्या यह दोनी चादिए कि किस चीज से मुक्ति का 
यह आन्दोलन है और उस चीज को लेकर ययों मुक्ति, [किस तरीके से 


लोक-शिक्षण के लिए लोक में प्रवेश ११ 


मुक्ति तथा मुक्ति के बाद किस चीज की सष्टि--इन प्रश्नों पर अत्यन्त 
सफाई के साथ प्रकाश डालने को जरूरत है। और यह काम लोक-शिक्षण 
के लिए लोक में प्रवेश करके ही हो सकता है । 

आज की जनता किसी विचार या जमात के प्रति दिलचस्पी नहीं 
रखती है । किसीको नाखुश नहीं करना चाहती और अपने को सबसे 
अलग रखना चाहती है। क्योंकि वह यह मानती है कि कोई कुछे 
हमारा करेगा नहीं । इस कारण उसमें काफी निशद्या है। ऐसी निराशा 
के अवसर पर हम लोग काफी गड़बड़ कर डालते हैं। दूसरी-दूसरी पार्यी 
जैसे हम भी कुछ करने का आश्वासन दिलाने की बात करते हैं । बाहर 
की कोई जमात आपके लिए कुछ करेगी नहीं, आपको अपने ऊपर 
भरोसा करके समस्या का इल खोजना होगा, आदि बाते टीक से समझा- 
कर आमखराज्य के मूल तत्वों को उनके मानस में प्रवेश कराने का 
प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि यह हो जायगा, वह हो जायगा इत्यादि 
बातें ही अधिक करते हैं | इसके कारण जनता के मन में हमारे लिए 
दूसरों से अधिक निराशा पैदा हो गयी है, क्योंकि हमने अपनी प्राथमिक 
धूमघास से उनके मन में छुछ कर डालेंगे ऐसी आशा बाँधी थी, छेकिन 
चह पूरी नहीं दो सकी । 

इन सब चीजों को समझकर इमारे साथी को आमस्वराज्य-आन्दो- 
लगन में काम करना होगा और सातत्य के साथ विचार-शिक्षण तथा 
अपने जीवन-दर्शन से जनता के मन में सर्वोदय-आन्दोलन के लिए सही 
प्रतिभा प्रस्तुत करनी होगी । समझ लेना होगा कि यह केवल धूमधाम 
का काम नहों है और न थोड़ी देर में फसल काटने का काम है। अगर 
सैनिक-शक्ति को बदलकर सम्मति-शक्ति का अधिष्ठान करना है और 
उसके लिए. अगर संचाल्न-पद्धति के स्थान पर सहकारी-पद्ति की 
स्थापना करनी है, ते इस आन्ति के लिए जनता के म्रमस के अन्तस्तलू 
में घुसना होगा, उसको हमारे विचार के प्रति आकर्षित करना होगा 
तथा परम्परागत संस्कृति को बदल्कर एक नंगी संस्कृति का निर्माण 


१२ लोक-गंगा के तट से 


करना होगा | यही कारण है क्रि में कभी हड्डी गह्मने की बात को 
दुद्दराते हुए थकता नहीं हूँ 

मेरी यात्राओं के दरम्यान मैंने देखा कि देहाती क्षेत्र में हमारे आन्दो- 
लगन के प्रति सहानुभूति रखनेवाले मिनन-मिन्न प्रकार के कुछ लोग मौजूद 
है | कुछ गाधीजी के भक्त और कुछ बिनोबाजी के प्रति आकर्षित व्यक्ति 
मिलते थे | लेकिन इनमे से अधिकाश लोगों की दृष्टि व्यक्तिगत श्रद्धा की 
है, क्राम्ति-विचार की भहीं | वे राजमैतिक, आर्थिक और सामाजिक 
प्रन्‍नों पर यथास्थितिवादी हैं, फिर भी गांधी-बिनोबा के भक्त हैं | ऐसे 
लोगों से सम्पक कर कुछ विचार-प्रेरणा का प्रयास किया जा सकता है ) 
लेकिन मुझे लगा कि ये क्राम्ति के मार्ग में अधिक दूर नहीं जा सकेंगे | 
प्राथमिक सहायठा उन छोगों से मले ही भरपूर मिक्र जाथ | 

इनके अल्यवा कुछ छोगों से सम्पर्क हुआ, जो हमारे कार्मो में दिल- 
प्स्पी लेते हं। लेकिन वे तमी दिलचस्पी छेते हैं, जब इमारी तरफ से 
धूमधाम हो | ये लोग अपने दिए कुछ ग्लेमर चाहते हँ। लेकिन उन्हें 
राजमैतिक पार्टियों में समाघान नहीं है अमियान आदि. कार्मो के लिए 
ये इमारे अच्छे सद्ायक हो सकते हैं। इनसे भी हमें सम्प्कं रखना 
चाहिए | इनमें प्रयम कोटि के लोगों रो अधिक स्फूर्ति है। लेकिन यह 
स्फूर्ति अत्यन्त अस्पकालीन है । ये लोग खुडी दृष्टिवाले ६॥ ये न यथा- 
स्थितियादी दे, न क्रान्तिकारी | झतः इनमें से अगर कुछ नौजवान दमारे 
विचार फे प्रति गहराई से आकर्षित दंगे, तो आगे चलकर अच्छे राह्ययक 
दो सकंगे | 

ठीररी ओेणी फे नौजवान, णो यप्ममुभृविषूर्वक दसारे रुखक में आये, 
दे साम्यवादी, सम्गजवादी और गवाल्वादी €ै। उनमें से अधिकांश 
ध्टोग गहराई से हमारे विचार को समझना चाइते हैं। उनमें सावगा है 
और सागाजिक चेतना भी। यद्ययि ये भी गध्या-यर्ग के किसान जैसे ही 
अपने मजदूरों वा शोषण परते हैं दया उसके साथ दुष्यंबधार भी फरते 
है, पिर मी मागते €ै कि यह झनुचित है। यद्यपि प्रघग भौद दितीय 


लोक-शिक्षण के छिए छोक में प्रवेश पर 


प्रकार के छोग इस प्रइन पर सम्पूर्ण रूप से पुराणपंथी होते हैं. और इसके 
लिए उचित-अनुचित के प्रइन पर पूर्णतः उदासीन रहते हैं | कुछ मिल्य- 
कर मुझे रूगता है कि अगर इस तीसरे प्रकार के छोगीं का विचार- 
परिवर्तन किया जा सके, तो आमस्वराज्य की क्रान्ति के लिए उन्हें अधिक 
सक्रिय बनाया जा सकता है। मैंने उनसे चर्चा करके देखा कि उनमे जो 
छोग पार्टीवाद के अनन्यपोषक नहीं, केवल वामपंथी विचारों से प्रभावित 
हैं, उनका विचार-परिवर्तन आसान है। 

यह सब करने के लिए हमारे में जो बेस्ट टेलेन्ट हैं, उन्हे संस्थाओं 
की जिम्मेदारी छोड़कर फील्ड में जाना चाहिए। तभी देश के ग्रामीण जनों 
में जो छिपे पड़े क्ान्तिकारी तत्त्व हैं, उन्हें सामने छाया जा सकेगा | इस 
प्रन्‍न पर आन्दोलन की मुख्य धारा को ग्रम्मीस्‍ता से सोचना पड़ेगा, 
ताकि ये तीनों प्रकार के मित्रों में से जिम्मेदार सहयोगी खोजे जा सकें | 

जब मैं ग्रामीण क्षेत्र का गहराई से अध्ययन करता हूँ, तब एक 
अत्यन्त आश्चर्यजनक बात नजर आती है। वह यह कि गाँव के प्रौढ़ 
व्यक्ति ही आज सामाजिक समस्याओं के प्रति कुछ चेतना रखते हैं । 
तरुण पीढ़ी सम्पूर्ण रूप से उदासीन है । तरुणों की यह उदासीनता हमारे 
स्वराज्य की अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण देन है | 

यह सही है कि तरुण-समाज मुख्य रूप से ग्लेमर चाहता है | लेकिन 
उनमें एक ऐसा तत्त्व मौजूद रहता है, जो कुछ अधिक गम्मीर होता है। 
ये साधारण ग्लेमर से आगे बढ़कर रोमान्स भी चाहता है। ग्लेमर हल्छा- 
गुल्तय से, प्रदर्शन से और इस प्रकार के कुछ और आडम्बर से मिल 
सकता है | लेकिन रोमान्स के लिए कुछ नयी चीज चाहिए, जिसके लिए, 
इन्स(न अपने को कुर्बान कर सके | 

स्वराज्य के नेतृत्व ने देश के तरुणों को ग्लेमर का भरपूर अवसर 
दिया है। विदेशी चकाचौंध में पड़कर उसमे देश के नौजवानों को 
आडम्बर तथा उपमोग की ओर झोंककर उन्हें ग्लेमर का पुजारी बना 
दिया है। देश के नेतृत्व ने मुल्क के लिए कोई नया मार्ग प्रस्तुत कर 


१७ लोक-गंगा के तट से 


तसझण-समाज को रोमान्स के लिए प्रेरित नहीं किया, जो रवनात्मक तथा 
छत्मादक होता | जिन थोड़े तरुणों में मर मियने का तीम्र बीज मौजूद 
रहा है, ये बावजूद इस ग्लेमरमूलक वातावरण के अपने आपकी प्रेरणा 
से दुस्थाइस की ओर जहर बढ़ते रहे हैं। छेकिन रचनात्मक दिशा के 
अभाव में उनकी प्रवृत्ति ध्वसात्मक दिशा में मुड़ती चछी गयी | इस 
प्रकार स्लेमर का वातावरण इतना भरपूर बन गया है कि विनोबाजी 
द्वारा नयी क्रान्ति के उद्धोष के बावजूद हमारी सर्वोदय-क्रान्ति की 
जमात में भी तरुणों में ग्लेसर की जितनी चाह दिखायी देती है, उतनी 
रोमान्स यानी नयी क्रान्ति के पीछे मर मिट्ने की नहीं | किसी व्यक्ति की 
किसी घुनियाद-बिन्दु पर घैसने की तैयारी नहीं दीखती । 

उत्साददी नौजवानों, एक बात ध्यान में रखनी है क्वि जिनमें भावमा 
है, शक्ति है, उनको सामान्य चीजों से दिलचस्पी नहीं हेती । उनको कुछ 
विशेष चाहिए। उनको या तो ,भरपूर वैभव का दर्शन होना चाहिए, 
या भैरव का । जब तक हम छीक छोड़कर कोई मैर्व यामी क्राम्तिकारी 
मार्ग प्रस्तुत नहीं करेंगे, तग्र तक शक्तिशाली और मावनाशील नौजवान 
इमारी तरफ आकर्षित नहीं होंगे । 

यह सत्र काम लोक-शिक्षण के लिए लोक में प्रवेश करके ही दो 
सकता दै | हम चाहते हैं कि जनता में क्रान्ति का उदयोधन हो | इतना 
ही नहीं, उन्हें यह भी बोध हो कि क्रान्ति की पहल त्था अनुशन की 
ज़िममेवारी भी उनकी ही है, किसी नेता या संस्था की नहीं। यह एक 
बहुत कठिन चट्टान फोड़ने का काम है | इसलिए जब-जब मै देखता हूँ 
कि हमारे साथी यह कहकर निराश हो रहे हैं कि बीउ खल हो गये, फिर 
मी खन्‍्ति निखर नहीं रही है, तो मुझे सन्देह हो जाता है कि हम 
कन्तिकारी हीं हैं । छोटा-शा अंग्रेज भगाने का सुद था, फिर भी उसके 
लिए १८८५ से १९४७ तक हजारों महापुरष तथा युवा-शक्ति का बलि- 
दान हुआ | और इम सोचते है कि हम सुट्ठीमर साथी मिलकर पीस 
साछ वी छोटी-सी अवधि में एस बुनियादी क्राग्ति फो निखार छेंगे | 


लोकतन्त्र की रक्षा कौन करेगा ? इ्द 


- ,गांधीजी ने इस देश के छोक की स्थिति पहचानी थी और पहचान- 
कर तथा हिसाब छगाकर उन्होंने मॉग की थी कि सात लाख गाँवों में 
ग्रामस्व॒राज्य की स्थापना के किए सात रूख नौजवानों का जीवन-समर्पण 
आवश्यक है। हमे समझना चाहिए कि इस क्रान्ति को निखारने के लिए, 
हजारों नहीं, लाखों। तसर्णों को हड्डी गलानी होगी। ये तरुण किसी 
जमात के नहीं होंगे, जन-जन में फैले होंगे । दम सबका काम है, जन* 
समुद्र को मथकर उन तरुणों को ऊपर ढाना | इसके लिए हमारे चोटी 
के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच बैठकर आमस्वराज्य का काम करने 
के लिए लोक-संग्रह में लगना चाहिए । 


३. लोकत्तनत्र की रक्षा कौन करेगा ? 


जय हम कहते हैं. कि हमें जनता को मोबिछाइज करना है, तो 
इसका अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आज समाज की 
सन/स्थिति क्या है। हजारों बरसों से समाज ने यह माना नहीं है कि 
उनकी समस्या के समाधान की जिम्मेदारी उनकी ही है और न अब 
तक के समाजशास्रियों ने यह बात उन्हें समझायी है | जनता को हजारों 
बरसों से इसी मान्यता का अभ्यास रह है कि उनके लिए सोचनेवाले 
कोई राजा, कोई गुरु, कोई पुरोहित या कोई नेता हैं। और वे जो 
सोचेंगे, उसके अनुसार अमल करनेवाली कोई राज्य-संस्था, सेवा-संस्था, 
कल्याण-संस्था या धर्म-संस्था है। यानी कोई काम जनता के प्रथम 
पुरुष और द्वितीय पुरुष के बीच में नहीं करना है। वह किसी तृतीय 
पुरुष द्वारा ही होगा । इसी मनःस्थिति को विनोबाजी दिहज्म कहते हैं। 

इम छोग आजादी की छूड़ाई के दिनों में देहातों में घूमते थे, तो 
दमारे लिए लोगों के दिल में चहुत आदर था । चह आदर इसलिए था 
कि दम गुल्ममी हटाने के सिपाही थे और उसके लिए त्याग और तप में 


१6 लोक-गंगा के तट से 


लगे हुए थे | आमतौर से वे मानते थे कि अंग्रेजों का गज इटेगा, तो 
गांधीजी का राज होगा । वे इसी तरह से बात भी करते थे | वे लोकतन्न 
की कमी कत्पना भी नहीं कर सकते थे और न दमने कभी उन्हें लोकतन्त्र 
के विचार की प्रेरणा दी थी। 

आजादी द्वासिल होने के तुरंत बाद भी जब दम जनता में घूमतें 
ये और चर्चा के दरम्यान पूछते थे, “बताओ, आज देश मे किसका 
राज है !” तो भरी सभा में एक खर से आवाज उठती थी, “जवाहरलाल 
मेहरू का राज है ।” जब हम पूछते थे, “नेहरूजी के मरने पर किसका 
राज होगा !” तो काफी आवाज सुनायी देती थी, “उनके बेदे का /” 
और इत्तिफाक ऐसा हुआ कि हो भी वैसा ही गया | 

यह तो में देहाती जनता के मनास्थिति की बात कर रहा हूँ। 
लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि शहराती जनता का, जिनकी हम सचेतन 
जनता कहते हैं, मानस भी उसी प्रकार का था। एक दिलचस्प कहानी 
याद आ रही है.। मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहर में चुनाव की सभा चेल 
रही थी | उस सभा मे झृपालानीजी ने वही सवाल पूछा, जो आये दिन 
देहार्तों में हम लोग पूछते रहे हे | तो उनको भी बह जवाब मिला, जो 
दम लोगों को अचेतन आरमीण जनता से मिलता था | 

आज आजादी के पचौस साल के वाद भी मेरी यात्ञा मैं जब मे 
लोकतन्त्र की बात समझाने का प्रयास करता हूँ, तो काफी समझदार 
छोग भी कहते हैं कि गाँव की समस्या की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, 
बह उसकी है, जो राज करता है | पचीस साल मे इतना अन्तर अकध्य 
हो गया है कि आज पूछने पर जनता यह कहने लगी है कि देश में 
जनता का राज है। लेकिन यह कहना लोकतन्त्र के बिचार समझकर 
छराफे लिए एश्सास का परिणाम नहीं है, बढ्कि विभिन्‍न चुनावों के 
अवसर पर भिन-मिन्‍न पार्यी के नेता और कार्यकर्ता के उद्घोष कौ यॉद- 
गार है| एक शब्द चल गया है ओर जनता उसे दोहरा रही है। अगर 
यह शब्द लोकतन्त्र के शिक्षण का परिणाम द्ोता, वो जितमी आसानी से 


लोकतन्त्र की रक्षा कौन करेगा ? १७ 


थोड़े से छोग आज पूरे चुनाव-बूथ को दखल कर लेते हैं, वैसा न 
हो पाता । आज सर्वत्र मुझे दिखायी दे रहा है कि जनता सरकार के 
लिए वही मावना रखती है, जो राजा के लिए रखती थी। 


' इस देश के छोकतन्त्र के पुजारी इंग्लैंड के लोकतन्त्र की बड़ी तारीफ 
करते हैं। वह चाहते हैं कि हमारे देश में भी वैसा हो जाय । लेकिन थे 
समझते नहीं हैं कि ऐसी आशा करना इतिहास का इनकार करना है। 
हमें यह समझना चाहिए कि इंग्लैंड में जिस क्रान्ति और साधना के 
परिणामस्वरूप छोकतन्त्र की सिद्धि हुई थी, उस आन्दोलन की प्रेरणा 
लोकतन्त्र की थी । उसका लछक्ष्य स्पष्ट रूप से छोकतन्त्र का था | उसका 
नास लोकतन्त्र के लिए था। इसलिए स्वाभाविक ही वहाँ लोकतन्त्र 
पनपा । 


किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन का नारा लोक-मानस में ब्रिजली के 
करेण्ट की तरह बह जाता है। फ्रान्स में सम्राट के विरुद्ध लोकतन्त्र 
कायम करने के लिए जब कान्ति का उद्घोष हुआ था, तब खमाचतः 
वह उद्बोप और यह नारा ही छोकतन्त्र की दिशा में लोक-मानस को 
आलोकित करने के लिए काफी था | चह एकदम फैलनेवाली क्रान्ति की 
प्रक्रिया थी । 


* लेकिन हमारे देश का इतिहास इससे बिलकुल भिन्‍न है| यहाँ के 
आन्दोलन की प्रेरणा लोकतन्त्र की नहीं, गुल्यममी-मुक्ति की थी। देश 
गुलाम था और उस गुलामी में से मुक्त होना था | तो यह स्वाभाविक 
था कि मुल्क के नेता राष्ट्र के सामने गुल्ममी हटाने यानी ख़तन्त्रता- 
गआपति का ही नारा देते। यद्यपि हमारे देश के नेता पश्चिम के छोक- 
ताम्त्रिक विचारी से प्रभावित थे, फिर भी आन्दोलन के लिए उन्हें 
शुलर्ममी-मुक्ति की ही दिशा में लोक-शिक्षण करना पड़ा। लोकतन्त्र के 
विचार को समझाने का अवसर उस समय नही था । इसलिए, तब गुलामी- 
मुक्ति की प्रेणा से और उसी नारे के साथ देश ने आन्दोलन किया, 


च्ड्ढ खझोक-गंगा के तद से 


उसके लिए त्याग और तप्र किया और उसकी साधना में जो करना 
या, किया | 

बाद में देश आजाद होने' पर नेताओं के विचार के अनुसार इस 
देश में लोकतन्त्र की स्थापना तो हो गयी, लेकिन छोकतान्त्रिक विचार के 
शिक्षण के अभाव में छोकतन्त्र का लोक अपने को पुरानी प्रजा की 
हैसियत के रुप में ही देखता रद् । अतएव इस देश का लोक पाश्चात्य 
ल्ोेकतान्त्रिक समाज के लोक जैछा सहकार की भूमिका तक भी नहीं 
पहुँच सका । हमारे नेताओं ने माना कि लछोकतन्त्र की स्थापना के उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए भी आजादी के लिए की ययी साधना काम आा जायगी। 
उन्होंने माना कि उसके लिए नयी साधना की आवश्यकता नहीं है। 
सरखती-पूना के लिए प्रतिमा का निर्माण कर पृजा-समाधति के बाद उसी 
प्रतिमा से दुर्गा-पूजा का समाधान हो जायगा, ऐसा सोचना जिस तरह 
मन्दबुद्धि का परिचायक है, उसी मकार आजादी-प्रासि की प्रतिमा के 
सहारे ठोकतन्मु का भी अधि्ाने हो जायगा, ऐसा सोचना अत्यन्त 
भ्रामक है | खरीदने के लिए पैसा-पैसा वटोरकर एक हजार रुपया खर्च 
करके धोड़ा खरीदा, तो उसी एक हजार रुपये में गाड़ी भी हो जायगी, 
यह सोचना कितना गलत है, यह तो बिलकुल स्पष्ट ही है । 

अगर हमें लोकतन्त्र कायम करना था, तो हमें उसके लिए, नयी 
कौमत घुकानी थी और नयी साधना में लगना था। जनता को नये 
त्याग भौर तपस्या के लिए, प्रेरित करना था । उसके लिए, लोक-शिक्षण 
के काम में लगना था | 

लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ । देश आजाद होने पर हमारे 
नेताओं ने लोकतान्त्रिक संविधान बनाया है, जो जमाने के साथ चलने 
का स्दी निर्णय या । लेफिन उसके लिए छोक-शिक्षण का कोई कार्य- 
कम नहीं रखा और न जन-अभिक्रम का कोई अवसर दिया | सामुदायिक 
विकास-योजना ये लिए भी समुदाय निर्माण कर उसीके द्वार उसका 
विफास दो, इसका सयवाहू किये बिना प़रकारी विभाग द्वाय ही रब 


लोफतन्त्र की रक्षा कोन करेगा ? १९ 


काम होगा, ऐसा ही माना गया। देश के रचनात्मक कार्यकर्ता भी 
अपनी रांस्थाओं की चहारदीवारी के अन्दर ही रचनात्मक कार्यक्रम करते 
रहे | इतना ही नहीं, आजादी के पहले जो सार्वजनिक संस्थाएँ जनता से 
चन्दा माँगकर सेवा-कार्य चढाती थी, ये भी सरकारी अनुदान से चलने 
ढूगीं | अतः चन्दे के बहाने जो कुछ भी थोड़ी जिम्मेदारी जनता पर थी, 
उससे भी उन्हें मुक्त कर दिया | 

भू-क्रान्ति तथा ग्रामस्वराज्य-आन्दीलम को भी हमने तन्त्रबद्ध त्तरीफे 
से ही चलाया | यथपि इमने तास्विक दृष्टि से विनोश्राजी के तन्त्र-मुक्ति 
के विचार को स्वीकार किया, हमने उस दिशा में अधिक ध्याम नहीं 
दिया | प्रयास करके असफल हुए, ऐसी बात भी नहीं है । बल्कि हमने 
प्रयास ही नहीं किया | जब हम ही भानते हैं. कि तन्त्र और संद्या- 
शक्ति से ही काम चल सकता है, तब हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि 
साधारण जनता खतन्त्र लोक-शक्ति पर विश्वास रखे ! फलस्वरूप हजारों 
विचार तया शिक्षा फे बावजूद उनकी मान्यता आज यही है कि सरवोदय का 
विचार तथा गआमस्वराष्य की योजना राही है, वांहनीय है तथा उपादेय 
है, टेकिन इसका इप्टिमेन्टेशन सर्वोदय माम का डिपार्टमेण्ट करेगा, दमें 
इसमें कुछ करना नही है । 

ऐसी परिखिति में दम लोग अपने आन्दोलन द्वारा ढोकतान्त्रिक 
समाज की साधारण छोक-सहकार की भूमिका से भी आगे बढ़कर लोक 
को जिम्मेदारी, लोक का अभिक्म तथा लोक-द्क्ति फे सहारे समाज का 
फामफान चलता रहे, ऐसा चाहते हैं । अतः खूब गहराई से सोचना 
दोगा कि हमें कपने आन्दोलन फे लथ्य की भूमिक्रा में कितनी सीदियों 
पार करनी हैं । 

यही कारण दै कि गाधीजी स्वत्तन्वरता-संप्राम के; दिनों में दी हमेशा 
फष्टा फरते थे फि अंग्रेजी राज्य का हटना सवराज्य झा पहला काम 
होगा । भीर आजादी के बाद स्वराज्य दासिल फरमे का काम इुरू 
होगा । उन्होंने स्वराज्य फे रोगठन फे लिए रचनात्मक कार्यक्रम की थो 


२० छोक-गंगा के तट से 


सूची दी थी, उसमें मतदाता-शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था | 
उनका चिन्तन मुख्य रूप से लोकतन्त्र के रहिए नयी साधना झुरू करने 
की दिशा में ही चल रहा था | १९४४ में जेल से छूटने के तत्काल बाद 
उन्होंने चरखा संघ की समा में स्पष्ट ऐलान कर दिया था कि अंग्रेज जा 
रहे हैं और अब सात छाख गाँवों में ग्रामस्वराज्य ( विलेज रिपब्लिक्स ) 
कायम करना है । इसलिए उन्होंने चरखा संघ को झूत्य बनाकर सबको 
गाँव-गाँव में फैल जाने को कद और त्तदर्थ देश के नौजवानों से अपील 
की कि सात लाख गोंबों में बैठने के लिए वे अपना जीवन समर्पित 
करें । वे जानते थे कि हजारों वर्षों से गुलामी से दबी हुई जनता को 
छोकसत्ता की भूमिका में प्रतिष्ठित करने के लिए, इससे कम ताकत से 
काम नहीं चलेगा | 
फिर जब अंग्रेज चले गये और गाधीजी इस दुनिया को छोड़कर 
जाने छगे, तव चलते-चल्ते भी काग्रेस के लिए यह दस्तावेज वे छोड़ गये 
कि कांग्रेस ने अंग्रेज राज्य समाप्त करके एक बड़ा काम किया, लेकिन 
अब देश के याव राख याँवों में स्वयज्य कायम करने के लिए बह अपने 
को राजनैतिक पार्टी की हैसियत से विसरजित कर छोकसेवक संघ के रुप 
में देशभर में पल जाय। लोकतन्त्र का मू तत्व लोक है। इसलिए 
गांधीजी ने काग्रेस को लोकतन्त्र के नये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नया 
तफ-त्याग करने का जावाइन किया | तन्‍्त्र तो लोक द्वारा संस्थापित 
उसके हाथ का औजार दै | निःसन्देह गाधीजी की दस निष्ठा ने ही उन्हे 
कांग्रेस के लिए ऐसा प्रस्ताव रखने को प्रेरित किया | ठोकतन्च्र के पुजारी 
का चिन्तन हमेशा लोक-मूल्क होता है, तन्‍्तर-मूलक नहीं। 
दुर्माग्य से देश के नेता और जनता ने गाधीजी की इस सत्यह को 
नहीं माना। चरणा रंघ और कांग्रेत दोनों ने ही उठ प्रत्वाव की उपेक्षा 
की । चरणखा संघ ने कम-से-कम प्रक्ताव को मौखिक स्वीकृति भी दी, 
अमल भले ही न किया ह्वो | लेकिन नेतृत्व ने तो उसे अव्यावह्यारिक और 
अनुपयोगी ही माना । फाग्रेण के नेता सिद्धान्त की दृष्टि से छोकतन्त्र के 


छोकतन्त्र की रक्षा कौन करेगा २१ 


विचार को ही मानते थे | लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि लोकतन्त्र 
लोक पर थोपा नहीं जा सकता, बल्कि उस लोक द्वाय निर्माण ही किया 
जा सकता है। और यह निर्माण का कार्य नेतृत्व द्वाय छोक-शिक्षण के 
लिए लोक में प्रवेश से ह्वी हो सकता है। 


जब देश के नेताओं को गांधीजी के आखिरी सन्देश की याद दिल्यते 
हैं, तो वे कहते हैं. कि देश की परिस्थिति ऐसी थी कि वे उसे स्वीकार 
नहीं कर सकते थे, अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार करते, तो देश प्रति- 
क्रियाबादी शक्तियों के हाथ में चला जाता | लेकिन ये मेता यह नहीं 
समझे कि प्रतिक्रियावादी शक्ति का मुकाबला जनता से छूटकर नेता 
केबल अपनी ताकत से कभी नहीं कर सकता । नेता की शक्ति जनता 
होती है, उसकी शक्ति छोक होता है, न कि तन्त्र | तन्‍्त्र पर कब्जा नेता 
का नहीं होता है। उस पर वास्तविक कब्जा नौकरशाही का होता है 
और उसकी साँठगाँठ मे एँजीपति का होता है। नेता की शक्ति तभी 
पनप सकती है, जब्र वे जनता में स्वाभिमान तथा सार्वभौम हस्ती की 
चेतना पैदा करके जनता में स्वतन्त्र शक्ति का निर्माण करते हैं | गांधीजी 
ने देश के नेतृत्व को इसी दिद्या में प्रेरित किया था । 
लेकिन देद के नेताओं ने गांधीजी के इस संकेत को नहीं समझा 
ओर ढोकतन्त्र के लोक में प्रवेश कर उसे पुष्ट किये विना ही तन्‍त्र द्वार 
रोक को संचालित करने का प्रयास किया । स्वाभाविक ही इस काम के 
लिए उन्हें तन्‍्त्र में अवस्थित नौकरशाह्वी, सैनिक तथा पूँजीपति का ही 
राह्यरा लेना पड़ा । फलस्वरूप वही शक्तियाँ नेताओं को खाइडिंग में 
डालकर देश पर दायी हो गयी है ओर जन-जीवन के श्योषण और दमन 
से मुस्फ को बेद्वाल कर दिया है । 
अगर आजादी के उपः्काल में ही अंग्रेजों के छोड़े हुए तन्‍्न को 
और्से फे हाथ में रीपकर देश के वरिष्ठ नेता जन-जन में पैलकर नये 
त्याग और तपस्या के बल पर लोकतन्त्र के लोक को मुशिक्षित, मुसं- 
गठित, शक्तिशाली बनाकर उन्होंफे द्वाय लोकतन्त्र फी इमारत को सड़ो 


श्३ छोक-मंगा के तट से 


करते, तो आज स्वतन्त्र लोकशक्ति के मुकाबले उपयुक्त प्रतिक्रियावादी 
शक्तियाँ खड़ी नहीं हो सकती थी। हे 

विनोबाजी ने इस चूक को देखा था और यही कारण था कि जैते 
ही सर्ब-सेया-संघ ने उनके द्वारा प्रतिपादित भूदान-यश्-आन्दोलन को 
अपना छिया, वैसे ही उन्होंने आन्दोलन के रुष्य को स्पष्ट करना शुरू 
किया । १९५३ मे चांडिल-सम्भेलन के अवसर पर उन्होंने गांधीजी के 
स्वोदय के रुक्ष्य की घोषणा कर दी । उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वोदय 
का. ध्येय दण्डशक्ति से भिन्‍न स्वतस्त्र वयोकशक्ति खड़ी करने का है। 
क्योंकि केवल दण्डदक्ति के सहारे तो सैमिक तम्त्र ही चल सकता है, 
लोकतन्त्र नहीं | 

आज कई लोग छोकतस्त्र को बचाने के लिए विन्तित दे । ये कह्द रहे 
है कि आज देश मे छोकतम्त्र खत्म हो रहा है | लेकिन में पूछता हूँ. कि 
छोकतत्त्र का जन्म ही कब हुआ है १ जिस तन्त्र का निर्माण छोक-अमि- 
मम-निरपेक्ष तम्त्र की स्थापना से हुआ, उसे छोकतन्त्र कैसे कहा जायगा ! 
गुरू में आजादी के लिए लड़नेवाली जमात के द्वाथ में वह तन्त्र रहा। 
फिर ढोक-निरपेक्ष अनेक जमातों का निर्माण हुआ | आज भिन्न-भिन्न 
जमातें के सत्ता-संधर्पों के फलस्वरूप एक जमात के द्वाथ में तन्त्र का 
कब्जा है और उत्कट अधिनायकवादी पद्धति से वे उठ कब्जे को बनाये 
हुए हैं । 

अब कुछ छोग कहते हैं कि व्येकतन्त्र की रक्षा विरोधी दर के रूप 
में उसी प्रकार की मजबूत जमातें खड़ी द्वों, तो लोकतन्त्र की रक्षा होगी। 
कुछ लोग कहते ई कि न्यायपालिका सजबूत हो, तो लोकतन्त्र की रेक्षा 
होगी। कुछ डोग कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल मजबूत रहें, 
तो वे छोफतन्त्र फी रक्षा फर सकते हैं । कुछ लोग यद्द भी कद्दते है कि 
स्वंदियवाले ही छोकतन्त्र को बचा सकेंगे । 

छेकिन ये सब यद्द भूल जाते हैं कि तस्त्र के किसी पदाधिकारी या 
कब्मेदार जमात, या सर्मदिय-क्रान्ति करनेवाले कुछ थी ड़े-से टोग फभी भी 


छोकतन्‍्त्र की रक्षा कोन करेगा ? २३ 


छोकतम्त्र की रक्षा नहीं कर सकते | इतना ही नहीं, बल्कि देश के तमाम 
पक्षों के नेताओं की सम्मिलित शक्ति मी अगर साथ मिल जाय और वे 
सब मिलकर ऊपर-ऊपर से संवैधानिक और ठन्‍्त्र-आधारित प्रक्रिया से 
छोकतन्त्र को बचाने का प्रयास करें, तव भी थे सफल नहीं होंगे | यह 
गांत निरिचत रूप से समझनी चाहिए, क्योंकि आज देश के सम्पूर्ण 
जीवन का सैनिक शक्ति, नौकरशाही की शक्ति, पूँजीपति की शक्ति तथा 
देहाती सामन्तवादी शक्तियों ने मिलकर इस कदर कब्जा कर रखा है कि 
देश के सभी नेता मिलकर भी अपनी ही ताकत से उनका मुकाबला नहीं 
कर सकते है । वे म॒कावलछ्य तभी कर सकते है, जब वे जनता को साथ 
लेकर उनके द्वारा समाज के भिन्‍्न-मिन्‍्न फंक्‍्शनों को सम्पादित करवाकर 
उपयुक्त गठबन्धन को जन-जीवन से अलग कर सकेंगे । 

वस्तुतः हमारा आमस्वराज्य-आन्दोढन इसी रूक्ष्य को पूरा करने के 
लिए है | और व्यापक पैमाने पर आमश्वराज्य-आम्दोलन की सफलता ही 
वर्तमान संकट का मुकाबला है | इस बाठ को हमे कभी भूलना नहीं है| 
आखिर लोकतत्र की रक्षा एकमात्र छोक द्वी कर सकता है । इसहिए, 
अगर लोकतद्र की रक्षा करनी है, तो देश के तमाम वेरुट टेलेन्ट्स को 
गाँब-गाँव में फैडकर, छोक के बीच बैठकर तथा घूमकर लोक-शिक्षण 
द्वाय लोकतत्र के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा, उनमें से नेठल निका- 
लगना होगा तथा उनके ही मार्फत पहल कराकर गांधीजी द्वारा परिकल्पित 
ओशनिफ सर्किल के केन्द्र के रूप में ग्रामस्वराज्य की बुनियाद पर लोक- 
तन्त्र की इमारत खड़ी करनी होगी | तब तक दिल मजबूत करके जो 
ध्वल्व रहा है, उसे सइना होगा, भले ही कहीं कुछ पच्चर ठोंककर स्थानीय 
पैमाने पर कुछ अल्यकालिक राहत पहुँचाते रहे। मुख्य प्रयास यह 
करना होगा कि अत्यन्त झ्षीघ्रता के साथ लोकतन्च के लोक का अधिए्ठान 
हो सके । 

हमारे कुछ मित्र वेधानिक सुधार के काम में लगना चाहते हैं। 
उनको समझना होगा कि जितना विधान में सुधार कीमिये, उसके 


१8 ” छोक-गंगा के तद से 


परिणाम से शासनमुक्त या सरकासमुक्त गॉंव का अधिए्न नहीं हों सकता 
है। उसके परिणाम से सुराज मले ह्वी हो जाय, स्वराज्य नहीं हो सकता 
है। अगर सर्वोदय-क्रान्ति का लक्ष्य शासममक्त और शोपणहीन समाज 
की रचना है, तो इस क्रान्ति के वाहक को उसी तरह एकाग्रता के साथ 
आमदान और ग्रामस्वराज्य के काम में छगना होगा, जिस तरह अर्जुन 
ने रदयभेद के लिए चिड़िया की एकमात्र ऑख को देखने का प्रयात 
किया था | 

यह वात मैंने क्रान्ति के सन्दर्भ में कही है। लेकिन अगर कोई 
अपने को केवल ग्रामस्वराज्य का वाहक नहीं मानते हैं, या यह मानते 
हैं कि ग्रामस्वराज्य की क्रान्ति के लिए ही परिकल्पित वैधानिक सुधारवाद 
आवश्यक है, तो भी उन्हें अपने काम के लिए ध्यावह्ारिक पहलुओं पर 
ध्यान देना होगा | हम कहते हैं कि हमे मतदाता-मण्डल बमामा है। 
उसकी प्रक्रिया में हम इस बात की कल्पना करते हैं कि पूरे फॉन्स्टि- 
स्यूएल्सी के हर गाँव में सर्वसम्मति से चुने गये उम्मीदवार चुनाव में 
खड़े हों । अर्थात्‌ पूरे क्षेत्र की सर्वसम्मति तब तक कायम रहे, जब तक 
चुनाव समाप्त न हो जाय, यानी सर्वेसम्भति की स्थिति करीय-करीय 
स्थायी हो । 

अब सोचना यह है कि इम लोगों ने जो ग्रामस्वयज्य का कार्यक्रम 
बनाया है, उसको पूरा सफल किये ब्रिना उपर्युक्त परिस्थिति का निर्माण 
सम्भव है क्या १ ग्रामदान-दृष्टि की पूर्णता तथा प्रामस्वराज्य की कम- 
से-कम अर्ध सफ़लता के बाद द्वी सर्व-सेवा-संध द्वारा परिकस्पित वैधानिक 
मुधार का कार्यक्रम घुरू पो सकता है | उसके पहछे ग्रामस्वराज्य के फार्य- 
क्रम फे साथ जनता फे सामने एक फस्पना हरी रखी जा सकती है। शा 
बीच मुनियोजित फार्यक्रम चल्यमे फा अवसर था परिस्थिति मी है, ऐप 
मानना चादिए। 


४. आज की समस्याओं की जड़ 


आज देश की परिस्थिति ऐसी संकटपूर्ण बन गयी है कि सामाजिक 
भावनावाठे सभी पार्टी के मित्र तथा हम खुद बेहद परेशान हैं । देश में 
भुखमरी, गरीबी, बेकारी, महैगाई, नोकरशाही का आतंक, संविधान के 
निर्देशक सिद्धान्तों की अवरेलना, व्यापक भ्रद्माचार आदि बातों से हम 
चिन्तित रहते हैं। हम छोग बैठक करते है, सम्मेलन करते है, गोष्ठी 
करते हैं और इन बैठकों में अत्यन्त परेशानी के साथ सिन्तित होते हैं कि 
देश की इस विकट परिस्थिति का सामना कैसे किया जाय) छेकिन 
जरा गहराई के साथ सोचमा पड़ेगा कि आखिर यह संकद पैदा 
क्यों हुआ ! 

शरीर जय्र दुर्बछ हो जाता है, उसे अनेक रोग घेर छेते हैं। आज 
हमारे देश का राष्ट्रीय जीवन दुर्बछ हो गया है। उसीका परिणाम है कि 
इम अनेक रोगों से ग्रमित हो गये हैं। दारीर दुर्बल होता है अनुकूल और 
संतुलित पोषण के अभाव में । हमारे राष्ट्र को भी उसका अभाव रहा है, 
यह बात समझनी चाहिए। आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 
राष्ट्रीय जीवन किसी निश्चित वैचारिक सिद्धान्त के अनुसार संगठित नहीं 
है । किसी निश्चित वेचारिक सिद्धान्त का आधार किती भी राष्ट्रीय जीवन 
का प्राण होता है | एक प्राणहीन राष्ट्र अगर कमजोर होकर अनेक रोगों 
से ग्रसित हो गया है, तो उसमे आइचर्य की कौन सी बात है १ 

हमें यह समझना होगा कि आज के समाज की जो उत्कद समस्याएँ 
हैं, चाहे वह अनाज की समस्या हो या तानाझाही की समस्या, कोई 
आकस्मिक दैबी दुर्घटना नही है | बद्द पचोस साल से लगातार लोकतन्त्र 
के छोक की उपेक्षा का परिणाम है। बह लोक की उपेक्षा कर केग्द्रवादी 
राजनैतिक और आयिक व्यवस्था चल्यने का प्रतिफल है| 


रे 


रद लोक-गंगा के तट से 


कहते हैं कि अनाज की समस्या है| और साथ ही यह भी कहा जा 
रहा है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अनाज का उत्पादन अधिक है। 
तब फिर वह अनाज गया कहाँ ? इस प्रइदन पर किसको यह मातम नहीं 
है कि अनाज देश में मौजूद-है, लेकिन जमीन के नीचे दबा हुआ है ! 
ऐसा क्‍यों हो रहा है ! 

अनाज देश के गॉबों में ही पैदा होता है, जहाँ देश की अस्सी 
प्रतिशत आबादी रहती है। छेक्रिन आज इन गॉवों का कोई सचेतम 
अस्तित्व नहीं है | प्रराने जमाने में हमारे यहों गांव एक इकाई था। 
यहों सामुदायिक कर्तव्य था, करियाझीर्ता थी। यद्यपि वह अत्यन्त 
स्थानीय था, फिर भी उसका सचेतन अस्तित्व था | 


अंग्रेजों ने इस पद्धति को बेरहमी के साथ तोड़ डाला | उन छोरगों 
छा अन्तिम रुश्ष्य हुकूमत करना नहीं था, मुत्क का शोषण करना था। 
इसीलिए उन्होंने आमीण स्वतन्त्रता को तोड़कर गाँव को भी अपने 
केस्द्रीय राप्य में समा लिया । कल्याणकारी राज्यवाद के नाम से जनता 
को अपनी समस्‍या के लिए चिन्तन तथा अमिक्रम के अवधर से मुक्त 
कर दिया । क्‍योंकि ऐसा किये ब्रिना पूरे समाज का शोषण सम्भव नहीं 
था । अर्थात्‌ जैसा विनोवा कहते हैं कि पठान और मुगर्लो के राज में 
'धभुद्यम ओर गाँव आजाद था, अंग्रेजी राज में देश के साथ गाँव भी 
शुल्मम द्वो गया | 
इस तरह अंग्रेजों ने दर ध्यक्ति को अपनी आवश्यकता फी पूर्ति फे 
लिए सरकार के साथ जोड दिया और गाँव के बड़े लोगों फी जमात फो 
सरकारी फक्शन का एजेस्ट बगा लिया। उमको अग्रेजों ने अपगी 
शोपण-पूर्ति के लिए सामान्य जन के अमर्यादित शोषण की घूट दे दी । 
कल्ट्वरुप आज गाँव फोर्ट गाँव नहीं रह गया । यह एक जंगल बनकर 
रद्द गया है| जगल में जैसे हर जानवर अपना ही अल्ग-अडग जीयन 
जीता है और जीने के प्रयास में अपने से छोटे को खा जाता है, इसी 


आज की समस्पाओं की जड़ २७ 


तरह गाँव के लोग गाँव मे अकेले-अकेले ही जी रहे हैं और इस जीने के 
प्रयास में अपने से छोटे को खा जाते हैं | * 

अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमने ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण 
का प्रयास नहीं किया, बढिकि व्यक्तिगत जीवन-संघर्ष में लगे हुए. मनुर्ष्यो 
को राइतवादी कब्याण-योजना के माध्यम से ऊपर उठाने की कोशिश 
की | फलस्वरूप गांव नहीं उठा, बल्कि अंग्रेजों के जमाने में गाव गाँव 
में जो सरकारी एजेन्ट थे, वे ही अधिक शक्तिशाली बनते गये। क्योकि 
छोक को छोड़कर तन्त्र द्यग जो भी काम होगा, उसका कब्जा उन्हीको 
मिलेगा, जो सरकारी जन के रूप में पहले से बैठे हुए हैं, सामान्य जन 
को नहीं | 

उपरान्त हमने आजाद होने पर अंग्रेजों द्वारा चलायी हुई पद्धति 
ही अपना छी, ग्रामसमाज का अपना कोई खतन्त्र फक्शन बनाने का 
प्रयास नहीं किया । तथ ग्रामीण जन द्वारा पैदा किये गये अनाज को 
स्वाभाविक रूप से बाजार मे ही पहुँचना था, इसका कब्जा पूँजीपति का 
इमेशा रहा है। केवल अनाज ही नहीं, आवश्यक सामग्री भी उसी वर्ग 
के पास पहुँचना ल्यजिमी था | पूँजीपति-बर्म ने जब यह देखा कि देश 
की जनता असंगटित, असद्दाय है और नेता की शक्ति जनता नहीं, फेंबल 
नौफरशाही है, तो उसने नौकरशाही को खरीदकर तथा अपने साथ 
मिल्यकर मुल्क पर आसानी से कब्जा कर ल्या | 

अब ऐसी परिसिति में देश के नेताओं मे समाजवाद का मारा 
बुलन्द किया। धीरे-धीरे सभी पार्टियों समाजबाद की बात फरने लगों। 
समाजवाद का प्रचलित अर्थ है, जनता की आवश्यक सामग्री तथा उत्ा- 
दन का साथन पूँजीपति के दाथ से सरकार फे हाथ में चढा जाय, जिसे 
आज फे राजनीति शात्र में राष्ट्रीण की संज्ञा दी गयी है। ग्रामीण 
समाज को राचेतन, संगटित और सक्रिय किये बिना देश की व्यवा 
अगर चरती है, तो यद अनिवार्य है कि व्यवस्था पूँजीपति या सरकार 
के हाथ में रहे । 


रद छोक-गंगा के तट से 


आज देश में जो परिस्थिति है, वह क्या है? वल्लुतः मनुष्य का 
जीवन जनता को प्रयक्ष ध्यवश्था में रहेगा, या इन दो बड़े राक्षसों में 
से किसी एक के हाथ में रहेगा ? इसीका निर्णय करना है। हम लोग 
आज जो संकट देख रहे हैं, वह इनमें से किसके हाथ में रहे, उसके 
फैसले का संक्रट है। हमारा जो आन्दोलन है, वह मनुप्प का जीयन 
जनता की प्रत्यक्ष व्यवस्था में रखने का संघर्प है। और आज जो . हो 
रहा है, वह पूँजीपति और सरकारवाद के बीच का संघर्ष है | 

पूँजीपति-वर्ग नौकरशाही को खरीदकर जन-जीवन के उत्कट शोषण 
के परिणामस्वरूप जब मुमाफाखोरी, जमाखोरी आदि हरकतों से देश की 
जनता को त्रस्त करने लगा, तो मुल्क के हर क्षेत्र के नेता और जनता ने 
शिक्रायत करनी शुरू की कि सरकार उन्हें सेभालती नही है । आधुनिक 
राजनीति-शास्र में सरकार द्वारा पूँजीपति-बर्ग की मुनाफाखोरी आदि 
हस्कतों को रोकमे का अर्थ राष्ट्रीकण्ण ही होता है | 

अब समझना चाहिए कि जब्र कुछ वर्ग के गठबन्धन ने सम्पूर्ण 
राट्र-जीवम पर कब्जा कर रखा है, तब सरकार अगर उस कब्जे को 
बेदस्तल करने का प्रयास करेगी, तो कब्जेदार की तरफ से विरोध द्वोगा 
ही और बह अपने अस्तित्व के लिए, अन्तिम सधर्प में लूग जायगा | 
आज जब सरकार वही करने लगी है, तो यह स्वाभाविक है कि पूंजीपति, 
भूमिपति तथा नोकरशाही मिलकर सारे झनाज को भूमिगत कर तथा 
चोरी से ब्राहर भेजकर उसका मुकाबल्य करते । 

यह सही है कि इस संघर्ष मे देश की गरीब जनता पिस रही है। 
टेकिन इतिहास साक्षी है कि कब्ज के दिए संप्र्परत पश्च को इसकी 
चिम्ता नही रहती है कि उसके संघर्ष की प्रक्रिया के कारण जनता के 
कितमे छोग विस रहे हैं | उसके सामने हार-जोत के सिवा दूसरी कोई 
दृष्टि नहीं होती है। इसलिए हम आज देख रहे है क्रि जनता के लिए 
तकलीफ का खयाल न सरकारी तन्‍्त्र कर रहा है और न एपूँजीपति- 
सामस्तवादी गुट ही कर रहा है । 


क्रान्ति-कार्ये का प्रुपद र९ 


वस्तुतः परिस्थिति पर गहराई से विचार करेंगे, तो स्पष्ट होगा कि 
वर्तमान संकट का कारण यह है कि नौकरदाही, एुँजीपति और दूसरी 
प्रतिक्रियाचादी शक्तियों ने देश के जन-जीवन पर अत्यन्त कड़ाई के साथ 
कब्जा कर रखा है । हमारा यह मानना है कि ये सारी समस्याएँ हूम्बे 
अससे से चलती आ रही गलत सामाजिक और आर्थिक नीतियों का 
परिणाम है, जिसका निशकरण जनता की जागरूकता और संगठित 
शक्ति पर निर्भर है | हमारा यह भी मानना है कि हमने सर्वोदिय-आन्दो- 
लन से व्यापक लोकशिक्षण द्वार लोकशक्ति जागृत करने का जो काम 
उठाया है, वह सही दिल्ला में उठाया गया कदम है । 

अतएव आज संकट की परिखिति का मुकाबल्य करना है, तो दिल 
फो मजबूत करके गांधीजी के जिस संकेत को राष्ट्र ने उदासीमता के 
साथ छोड़ दिया था, उसीको हम सबको मिलकर पकड़ना होगा और 
उसके जरिये यदि हम छोग जनता को उपयुक्त गठबन्धन की मुय्दी में 
से बाहर निकाल सके, तभी समस्या का हल हो सकेगा । घब्ड़ाकर, छट- 
प्रठाकर, इधर-डघर दौड़कर, फुटकर प्रसंगों को सेंभाल्ने के प्रयास से 
समस्या का एक इंच भी हल होनेवाला नहीं है। सर्वोदिय-समाज के 
मित्रो से हमारा नियेदन है कि बस से-कम वे इन फुल्कर प्रयासों को 
छोड़कर आमत्वण्य की स्थापना के मूल अ्यास से तेजी से लग जायें । 


५. करान्ति-कार्य का भ्रुपद 


एक बात हमे खास ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी आन्दोलन के 
मुख्य चिचार के प्रति ध्यान केन्द्रित किये बिना ही आन्दोलन के प्रमार में 
गति छाने के मोह में अगर हम किसी दूमरी समस्या को आधार मानकर 
भुष्य प्रेरणा का निर्माण करेंगे, तो आन्दोलन दिय्याश्रट् होकर मूल खान्ति 
को हो छोड़ देगा। इसलिए हमें अपनी म्रान्ति के केन्द्रीय इस्यू पर ही 


ड्० लोक-गंगा के तट से 


जनता का ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, न कि भिन्न-भिन्न इश्यू पर | 
हम अपनी गतिविधि को यदि बिखेरेंगे, तो हमारी क्रान्ति बहक जायगी । 

मेरे कहमे का अर्थ यह नहीं है कि किसी क्रान्ति के राथ विविध 
कार्यों को न जोडा जाय। मैं सिर्फ इतना हा कहना चाहता हूँ कि 
हमारे कार्य की दृष्टि तथा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जो क्रान्ति-विचार 
पर जनमानस को निरन्तर केन्द्रित रख सके ! 

स्वतन्भता-संग्राम कोई क्रान्ति नहीं था, वह केवल एक युद्ध था। उन 
दिनों भी गाधीजी ने देश को अनेक रचनात्मक कार्यों में लगाया था। 
लेकिन उन्होंमे कांग्रेस को उन्ही कार्मों तक मर्याव्ति रखा, जो वस्तुतः 
क्राम्ति-कार्य श्हे हैं। उन्हेंने कांग्रेस के मातहत तथा उसके ही प्रस्ताव 
द्वारा चस्खा संघ, आमोद्योग सघ तथा ताहीमी संघ के रुप में केवल 
उन्हीं कार्यक्रमों को चलाया, जो यधत्यक्ष क्ान्ति के याहन ये। लेकिन 
हरिजन-सेवा-कार्य, गो-सेवा-कार्य और ऐसे अनेक रचभात्मक कार्यों को 
कांग्रेस के बाहर के देशसेव्कों के हाथ में छोड दिया | ये काम देश के 
लिए. अयन्त आवश्यक तथा अनिवार्य थे। लेकिन चूँकि वे प्रत्यक्ष 
रूप से ब्रान्ति के बाहक नहीं थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी कांग्रेधजनों 
पर नहीं रखी। क्योंकि उन्हे कांग्रेस की झक्ति और दृष्टि को विदेशी राज्य 
हटामे तथा अपनी कल्पना की क्रान्ति-पूर्व-तैयारी पर ही केद्धित 
रखना था। 

एक और उदाहरण दूँ। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा उनके सम- 
सामयिकर नेताओं ने १९१९ के अंग्रेजी संविधान के अनुसार मब्मिमण्डल 
गठित किया था | लेकिम इस काम ने जनमानस में आजादी के सन्दर्भ में 
किसी किस्म का प्रमाव-संचार नहीं किया, वर्योकि उन्होंने विदेशी सरकार 
द्वारा प्रस्तुत संविधान के अनुसार यद्ध काम किया था | अर्थात्‌ अग्रेजी 
राज्य के यार्यक्रम में ही ये शामिल हो गये थे। लेकिन शांधीजी ने 
१९३५ फे संविधान फे आधार पर मख्रिमण्श्ल गठन के लिए, छोटी-सी 
ही रही, अंग्रेजी धाउन से मुक्ति की द्वात॑ डाल दी थी | इस बांत पर 


क्रान्ति-कोर्य का घुपद ३१ 


शायद देश का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ था। वह शर्त यह थी कि अंग्रेजी 
शज्य द्वारा नियुक्त गवर्नर मन्धिमण्डल के दैनिक काम में हस्तक्षेप नही 
कर सकते हैं। इस छोटी-सी शर्त से उन्होंने मन्त्रिमण्डल के कार्य 
को अंग्रेंजी-शासन-निरपेक्ष बना दिया, जिसका भान सर सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी 
आदि नेताओं को नहीं था | 


इसी तरह हमें अगर विविध कास करने भी हैं, तो उन्हें कान्ति-विचार 
के समबाय में करना होगा, न कि यह सोचकर कि इस प्रकार के काम 
करते रहने से उस कार्यक्रम के समवाय में क्रान्त-विचार का उद्योधन 
हो ही जायगा | मैं कभी-कभी देखता हूँ कि हम स्वोदय-आन्दोलन के 
साथ ही संसार के तमाम तात्कालिक प्रव्नों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन 
इस मुख्य बात पर से ध्यान हट जाता है। अतएव दुनिया में जितने 


सत्काय होते हैं, उन पर अलग-अलग प्रकार से बारीकी के साथ सोचने 
की जरुरत है। 


एक भय मैं यह भी देख रहा हूँ. कि कहीं-कही केबल गरीबी का 
नियकरण, आर्थिक विकास आदि प्रवृत्तियों पर हमारी शक्ति केन्द्रित हो 
रही है | हालोँकि किसी भी क्रान्ति में गरीबी का नियकरण तथा आर्थिक 
विकास अन्तर्निहिित रहना चाहिए | जिस ऋान्ति में ये दोनों बातें शामिल 
नहीं रहती हैं, वह विचार चाहे जितनी उच्च कोटि का दो, सामान्य 
जन को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए अगर क्रान्ति को जन-सामान्य 
में निखारना है, तो ये दोनों बातें उसमे से निकलनी चाहिए, यह स्पष्ट है| 


लेकिन अन्याय, अमाव और अज्ञान का मिसकरण तथा समाज का 
आर्थिक विकास उसकी खतन्न प्रेरणा के आधार पर या ऋान्ति विचार 
के परिणामस्वरूप होना चाहिए | यह मुख्य प्रइ्म है। हमारे साथियों को 
यह सष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हमारा मुख्य काम क्ान्ति-विचार 
का परिवेश निर्माण करना है, जिसके फलसरूप जनता के जीवन से 
अन्याय, अज्ञान आदि का निराकरण तथा आर्थिक विकास का 


श्र छोक-गंगा के त्तद से 


लद्वोधन हो सके, ताकि उपर्युक्त प्रवृत्ति वर्ग-विशेष के लिए अलग- 
अलग आकर्षण न होकर पूरे समाज के लिए आकर्षण का विपय बने | 

उदाइरणस्वरूप फ्रान्स की छोकताब्रिक क्रान्ति और रूस की समाज- 
बादी क्रान्ति को देखें। दोनों क्रान्तियों में जनशक्ति के संग्रह के लिए 
लोकतचत्र और समाजवाद के विचार के उद्बोधन को उतना महत्व नही 
दिया गया था, बितना कि सम्राद छई और सम्राट जार के अत्याचार 
से मुक्ति को | उसी तरह यदि हम अपनी क्राग्ति का मूल प्रेरणा-खोत 
ग्रामख्वराज्य के लिए ग्राम-परिवार-निर्माण को न बनाकर भूमिद्दीनों द्वारा 
भूमि की मोंग को बनायेगे, तो सर्वोद्य की क्रान्ति केबल सामाजिक 
न्याय फे अधिष्ठान के लिए एक सामाजिक आन्दोढन मात्र बनकर 
रह जायगी। 

यहाँ कुछ छोग यह कह सकते हैं कि विनोबाजी ने भी क्रान्ति के 
प्रथम चरण में मित्कियत-विसर्जन की बात सीधे न कश्कर भूदान- 
आन्दोलन चलाने का ही काम किया और बाद में ग्रामदान का उद्पोष 
किया | अर्थात्‌ उन्होंने शुरू में राहत का काम करके जनता फा ध्यान 
आकृष्ट किया और फिर क्रान्ति का उद्घोप फिया। लेकिन अगर 
गहराई से देखेंगे, तो पता चलेगा कि उन्होंने आमंदान का काम गरीबों 
की गरीबी मिटाने की दृष्टि से, यानी राहत की दृष्टि से, नहीं किया था। 
उन्होंने शुरू से ही 'सत्रै भूमि गोपाल की! का नारा देकर ग्रामदान के 
विचार की प्रतिप्रदित कर दिया था | 

तदु परान्त उस समय मारा मुख्य ध्यान भूदान पर था, फिर भी 
समझना चाद्िए कि विनोब्राजी का भृंदान पेयंल राहत का वाभ ने था, 
बल्कि मान्दि का था। जमीन फे वितरण का काम पहले भी अनेफ 
देशों और राज्यों में हुआ था । लेकिन उन देशों में और हमारे देश में 
भी पहले यही मान्यता रही थी कि यह काम कायत से या कल्छ से द्दी 
हो यकता है, यामी वन्दूक-घक्ति या उस पर आधारित राग्य-शक्ति से 
दी दो सकता है। विनोवाजी ने इस मान्यता का उद्घोप किया कि 


कऋाल्ति-कार्य का भुपद झ३्‌ 


यह काम भूदान-आन्दोलन के द्वारा पुरानी मान्यताओं को बदलकर 
सम्मति-शक्ति से द्वी होना चाहिए । 
सन्‌ १९५६ तक सामाजिक समस्याओं का समाधान सम्मति-शक्ति 
से हो सकता है, इसकी सम्भावना विनोब्ाजी ने प्रकट कर दी थी। 
ओर इस तरह जब सम्मति-झक्ति की सम्भावना प्रकट हो गयी, तो उन्होंने 
भूदान से आगे बढ़कर ग्रामदान की दिशा मे कदम उठाया | उसके 
याद उन्होंने भूदान पर से अपना ध्यान हटाकर ग्रामदान पर केन्द्रित 
किया । उन्होंने ग्रामदान के लिए वेवलछ अपने को ही एकाग्र नहीं किया, 
बल्कि अपने सभी साथियों थो ऐसा करने का संकेत दिया | 
अयब चूँकि विकास का काम, सो भी परम्परागत पद्धति से किया 
जानेवात्य काम, किसी भी रूप में क्राम्तिकारी काम नहीं है, इसलिए हम 
भूदान से आगे बढ़कर, आमस्वराप्य को ओर जनता की दृष्टि केन्द्रित 
करना चाहते हैं। यह सही है कि किसी भी ऋ्रान्ति-कार्य के साथनसाथ 
कुछ राहत का काम भी होना जरूरी है। केवल ऋन्‍्ति-विचार फैलकर 
जममानस का ध्य;न सातत्य के साथ कऋ्रान्ति-विचार की ओर आइ४ 
करना कठिन होता है | लेक्नि यह राहत का काम भी ऋन्‍्ति की पद्धति 
से होना चाहिए | ऐसा म हो कि परम्परागत, प्रचलित पद्धति को ही 
खन्तिकारी अपने हाथों में उठा ले । 
विनोबा ने भूदान यश से राहत का काम अवध्य किया, लेकिन 
परग्पगगत पद्धति से अर्थात्‌ कानूम या कत्ल से नहीं किया | आजादी 
की लड़ाई के जमाने में भी कांग्रेस ने ब्रह्दर के भूकम्प के समय में, 
बंगाल के बाद-पीड़ित छेत्रों में तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में राहत का काम 
किया था। लेकिन बह सारा फाम देश की जनता फी अपनी शक्ति से 
किया था, न कि उस राज्य-शक्ति के सहारे, जिसके बिघटन के लिए, 
कऋाम्रस ने आन्दोलन छेट्ा भा । अर्पात्‌ साण राहत का काम भाई बा 
अंग्रेजी राज्य ही कर सकता है, जनता की स्वतत्र शक्ति नहीं, जनता की 
इस मान्यता को तोड़ने की दिशा में था। 


३० छोक-गंगा के तट से 


जिस समय विनोबाजी ने राष्ट्र का ध्यान भूमि-समस्या की ओर 
खींचा था, उस समय किसीकी दृष्टि जमीन के इस मुख्य प्रइन परे नहीं 
थी | इतना द्वी नहीं, बढ्कि पक्षो के नेता तथा अर्थशास्त्र के पण्डित यही 
कहते रहे थे कि भूदान से जमीन बेंडकर छोटे टुकड़ों मे बिखर ज,यगी 
और देश के अस्म-उत्पादन मे बाधा पहुँचेगी। ठेकिन विनोबाजी के 
सातत्य के साथ सग्रके मानस को इस ओर आकर्षित करते रहने के कारण 
तथा देश कौ समस्या के बारे में सही एहसास होने के कारण आज सब 
लोग जमीन बॉदने की बात कर रहे है। अर्थात्‌ हम लोगों मे इस प्रश्न 
पर समाज की मान्यता को प्रभावित्त कर लिया है। इसके फलत्वस्प 
आज अब सब लोग इस दिशा में सचेष्ट हैं । 
विनोबाजी ने इस परिस्थिति को देख लिया है और इसीलिए थे सन्‌ 
१९५७ से बरावर ग्रामदान और प्रामस्वराज्य पर ही अपने समस्त साथियों 
का ध्यान वेन्द्रित करने का प्रयास कर रहे है | 
जिस तरह उभार, विद्रोह, युद्ध और क्रान्ति अब्ग-अलग चीज होती 
है, उसी तरह पुष्य-कार्य, मुक्ति कार्य दथा क्रान्ति-कार्य अछग-अरूग कार्य 
होते हूँ | यद्यपि तीनों कार्य वाउनीय, आवश्यक और उपादेय हैं। गरीबों 
को राहत पहुँचाना, चाहे वह तात्कालिक या स्थायी रूप में हो, पुष्य 
कार्य है। इस पुष्प कार्य के साथ सामाजिक पद्धति का कोई सम्बन्ध नहीं 
है। कोई भी मनुष्य चाहे यद राजतस्म, सैनिक सम्प्र, फैसिसट तन्‍न, 
फम्युनिष्ट सन्‍्त्र, हिन्दू या मुस्लिम तन्‍्त्र आदि किसी प्रकार के तन्त्र को 
माननेवाढा हो, उसके छिए पुष्य कार्य हमेशा बाहनीय, उपादेय और 
आवश्यक दोता है | यह भान्यठा सनातन काल से चली आ रही है। ये 
सब काम किसी प्रकार की विशिष्ट फ्मन्ति के बिचार के साथ जुड़े हुए नहीं 
हैं। इसलिए, इन वामें में टगा रहना सर्वोदय फी सामाजिक, आर्थिक 
ठथा राजगैतिक प्रान्ति में छगा रहना है, यद्द सोचना गछुत है | यद्द राय 
काम अच्छे हैं, रामाज-सैवा फे फाम हैँ | ढैफिन ये फाम प्रमन्ति-कार्य में 
के रोगों के लिए मात्र प्रारांगिक फार्य हो सफते हैं । 


ऋान्ति-झार्य का शुपद श्ष 


अन्याय का प्रतिकार, अभाव तथा अजश्ञान का निराकरण आदि 
कार्य मुक्ति-कार्य में शामिल होते हैं । अमेरिका के मार्टिन छूथर किंग 
ने नीग्ो लोगों के प्रति होनेवाले अन्याय और अत्याचार से मुक्ति का 
जो आन्दोलन चलाया था, वह खन्ति कार्य नहीं, मुक्ति-कार्य था । किसी 
देश, जाति, वर्ग या व्यक्ति द्वारा अपने को स्वतन्त्र करने का आन्दोलन 
मुक्तिकार्य है। यह मुक्ति की प्रेरणा सनातन काल से विवेकशील व्यक्ति 
विश्व-जनों को देते रहे हैं। किसी देश या युग में यह विचार प्रचलित 
नहीं रहा कि अन्याय, अत्याचार, अश्ञान आदि समाज की वाहनीय 
पृत्तियाँ हैं| उन्हे हमेशा अनुचित और अन्यायपूर्ण ही माना गया है 
और उनसे मुक्ति की प्रेरणा समातन काल से ही रामाज को मिलती रही 
है। अतः हम लोगों को यद्द समझना चाहिए. कि उपर्युक्त कार्य देश 
और काल की विशिष्ट परिस्थिति फे कारण तात्कालिक रूप से आवश्यक 
होने पर भी मुक्ति-फार्य ही है, क्रान्ति-कार्य नहीं, यद्यपि इसी देश के लिए 
किसी कालविशेष में वह कार्य सार्वजनिक रूप से आवश्यक हो सकता 
है और उस काल में उसीमें लगना देश के सभी छोगों का धर्म बन 
सकता है। 


उदाहरणस्वरूप, भारतीय स्वतन्त्रता का संग्राम एक समय में देश 
के सभी लोगों के लिए एफाग्र चिन्तन और फार्य का विषय रद्दा है। 
लेकिन बह क्रान्ति-कार्य नही था, वह युद्ध था, क्रान्ति नहीं, वष्द मुक्ति- 
सार्य था, मान्ति नहीं । 

तग्र यह प्रश्न किया जा सकता है कि में आ्ान्ति-कार्य किसे कहता 
हूँ । मान्ति उसे कहते हैं, जिसमे प्रचलित मूल्यों, मान्यताओं और पद्ध- 
तियों फो बदलकर नये मूल्यों, नयी मान्यताओं, नयी पद्धतियों की खापना 
का प्रयास होता है। अति प्राचीन काल से दण्ड शक्ति पर आधारित 
राज्यमंसा द्वारा समाज चले, यह युग के समाजशास्त्रियों की मान्यता 
रही है। उसी तरद इतिहास फे आदिम युग से मनुष्य ने माना है कि 
जनता हमेशा पेन्द्रीप दाक्ति द्वारा संचाल्ति और शासित रहे, ताकि 


३६ छोक-गंगाः के तट से 


समाज में शान्ति तथा शंखला कायम रहे | हमेशा से यह मान्यता रही 
है कि किसी महान्‌ व्यक्ति, कल्याण-सस्था, सेवा-संस्था या धर्म-मंखा 
द्वारा जनता की सेवा या कल्याण का काम सघता रहेगा। 

अगर समाज में ऐसा कोई आन्दोलन खा होता है, जिसका लक्ष्य 
दण्ड शक्ति यानी सैनिक शक्ति तथा संचाल्म-पद्धते को बदलकर नयी 
शक्ति तथा नयी पद्धति खड़ी करनी है, तो वह ब्रान्ति-कार्य है। अर्थात्‌ 
जिस परम्परा, पद्धति, मूह्य तथा मान्यता के ढिए सार्वजनिक अनुमति 
है या सर्वजन जिस मान्यता को वांहनीय, आवश्यक तथा उपादेय मानते 
हैं, वही अगर किसी युग में अवाछनीय तथा अनिष्टकर हो जाती है और 
कुछ लाग इस बास्तविकता को समझकर पुरानी मान्यताओं के बदले 
नया विकृव्प प्रस्तुत करते हैं, तो यह ब्रान्ति-कार्य है। 

हम डोग आज उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार क्रास्ति-कार्य में लगे 
हुए हैं, क्मेकि हम दण्ड-शक्ति के बदले सम्मति-शक्ति को समाज का 
अधिष्ठान बनाना चाहते है, सैनिक शासन के स्थान पर बिचार-दासन की 
स्थापना करना चाहते हैं और संचालित समाज के स्थान पर सहकारी 
समाज बनाना चाहते हँ। हम चाहते हैं कि अब तक्र समाज के जो भिन्‍न- 
मिन्‍न इत्य ( फंक्शन ) भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों या सस्याओं द्वारा संचालिस 
होते रहे हैं, उनका रंचालम समाज खुद फरे । अर्थात्‌ हम चाहते दें कि 
च्यक्तिवाद और संझ्यावाद समाप्त दो और उसके स्थाम पर समाजवाद थी 
खापना दह्ो। तो, इसमें इस क्रान्ति के लिए एकाग्र होकर काम करमा 
होगा | अपने को अनेकायता के मोह से मुक्त रखना होगा | 

यही कारण है कि विनोयाजी प्रारम्भ से दी कहते आये हैं कि हमाय 
च्यान प्रामदान और आमराज्य के ये: वर केद्धित होमा चाहिए, 
मकि अनेक प्रकार के धरधों में अपने को उलशा छेगा चादिए।ये 
प्रारम्भ से ही कहते रहें हैँ कि निर्माण का काम हमाय नहीं है, बल्कि 
करपाणकारी सरकार तथा फस्याणकारी संस्थाओं या है। पत्ति-दर्शन 
के अनुगार ये इस बाव का आग्रद करते रहे हैँ कि 'एफदि खापे रात 


कि 
क्रान्ति-कार्य का धुपद ३७ 


सधे ।! वे कहते रहे हैं कि परम्परागत पद्धति और मान्यता के अनुसार 
समाज चलता रहे और हम चाहें कि उन मान्यताओं के परिणामस्वरूप 
समाज में जिन विक्वतियों का संगठन हुआ है उनका निराकरण हो जाय, 
तो यह समझना भ्रम है । सामाजिक मान्यता पूर्वेवत्‌ कायम रहते हुए 
किसी एक अंग का सुध्यर हो, यह सम्भव नहीं है। इस तथ्य का स्पष्ट 
उदाहरण देश में नयी त्ालीम की असफलता है| 

इसलिए यह बात हमें बराबर याद रहनी चाहिए कि हमारा मिशन 

- और हमारी क्रान्ति आमीण समाज की अन्तर्निद्वित शक्ति द्वारा हर गाँव में 

खतन्‍त्र गणराज्य की स्थापना है। आज दुनिया की मान्यता पूर्ण विक्र 
सित तथा कुशल राज्यवाद की है, न कि राज्य-निरपेक्ष खतम्त्र ग्रामस्व॒राज्य 
की | जमीन बँटनी चाहिए, शोषण मे से मुक्ति होनी चाहिए, अन्याय का 
निवारण होना चाहिए बगैरह तो सब मानते हैं, कहते हैं और उसके लिए 
प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन सरकारमुक्त गांव और पक्षमुक्त सरकार की 
बातन कोई दूसरा मानता है और न उसके लिए प्रयास ही करना चाइता 
है | यह काम हम लोगों का है और हमारी क्रान्ति इसीलिए है। 

उपयोग की सामग्री सबके बीच समान रूप से वितरित हो, किसीके 
लिए पक्षपात न हो, बाजार की वितरण-व्यवस्था सबके लिए समरूप से हो, 
यह आज सब चाहते हैं। लेकिन हर ग्रामीण समाज्न बाजार-मुक्त हो, 
समाज के नित्य जीवन में बाजार का प्रवेश न हो, यह बात आज अर्थ- 
शात्तियों में कोई नहीं कहता है। स्वोदय-क्रान्ति का यह विशिष्ट 
उद्धोष है। 

अतः मे सर्वोदय-समान के समस्त मित्रों को बार-बार कहता रहता 
हूँ कि वे अपनी शक्ति को इधर-उघर की बातो में न विखेरकर ग्राम- 
खराज्य यानी सरकार और बाजार-मुक्त समाज की स्थापना पर सारी शक्ति 
केन्द्रित करे, किसी छ्षेत्र मे बैठकर उसकी सभावना प्रकट करे और देश-- 
दुनिया का दिशा-दर्शन करें। 


६. संघर्ष नहीं, सम्मिलन 


ग्रामस्वराज्य आन्दोलन से हम चाहते हैं कि गाँव में एक समन्वित 
समाज बने, जो समाज गाँव के सर्वजन को स्नेह-सूत्र में बॉँध सके। 
इसीको विनोवाजी ग्राम-परिवार कहते हैं | लेकिन आज गाँव में किसानों 
और मजदूरों के बीच एक तनाव की परिस्थिति है। आज गरीब मजदूर- 
वर्ग में पूरे समाज के प्रति क्षोम है। इस क्षोभ को हमारे जो मिन्न एक 
शक्ति के रूप में अपने आन्दोलन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें में 
बार-बार चेतावनी देता हूँ कि इस प्रयास से क्रान्ति युद्ध में परिणत हो 
जायगी, क्षोभग्रध्त वर्गों को सामान्य निषत्ति से सन्‍्तोष हो जायगा तथा 
क्रान्ति बिखर जायगी | 

हमारे बहुत से क्रान्तिनिष्ठ मिन्न मानते है कि क्षोभ में या क्रोध में 
एक शक्ति होती है और क्रान्ति के लिए उस शाक्ति की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । क्षोभ में शक्ति जरूर शेध्ी है, लेकिन उस क्षोभ की शक्ति 
को केवल उसीसे लड़मे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके खिलाफ 
क्षीम है। क्षोम या क्रोध आवेशमूलक शक्ति है, विवेकमूलक नहीं। 
आवेश में मनुष्य शोषण और दमन तथा झोपक और दमनकारी में भेद 
नहीं कर सकता है। आवेश से जग्न क्षोभ उत्पन्न होता है, तो उसकी 
अभिव्यक्ति सीधी शोपणकारी और दमसनकारी फे खिल्यफ होती दे | 

अतः उस शक्ति को रंगटित करके जिस संघर्ष का अभियान 
चलाया जायगा, बह झोपणकारी या दमनकारी ब्यक्ति या वर्ग के स्टाफ 
युद्ध का सूप ले लेगा | टैकिन समाज फे उन मूल्यों या मान्यताओं या 
पद्धतियों का निगकरण नहीं दो पायेगा, जिनके कारण शोषण और 
दमन होता रहता है। क्योंकि आवेश्वमूल्क क्षोम को व्यक्ति और यर्ग 
फ्ों गिराकर रन्तोप हो जायगा तथा उसे परिणामखरूप तात्कोशिफ 


जद - 


संघर्ष नहीं, सम्मिलन ३९ 


राइत पाकर वह शक्ति शान्‍्त हो जायगी। क्षोभ की शक्ति दूसरों 
को गिराने मे लग सकती है, अपने को और अपने समाज को बदलने 
में नहीं। 


इसलिए दम लोगों को अपनी क्रान्ति की शक्ति के रूप में 
विचार-शक्ति को ही पकड़े रहना होगा और उस शक्ति के लिए. समाज 
के सर्वजन को एक साथ उद्यबोधित तथा अ,लोडित करना पड़ेगा ) नहीं 
तो हमारी क्रान्ति दिद्या-भ्रष्ट हों जायगी | वस्तुतः हमारे आन्दोलन की 
प्रत्िया ऐसी होनी चाहिए कि समाज जीवन से ही इस क्षोभ का निरा- 
करण हो, क्योंकि क्षोम समाज को एकसूत्र में ग्ुँथने नहीं देता है | 


इस चीज को हमें बराबर समझ लेना चाहिए। “वर्ग-संघर्ष! को 
शाम्तिमय तरीके का कितना भी जामा पहनाकर हम सर्वोदय-क्रान्ति की 
टेकनीक के रूप में मही अपना सकेंगे ॥। इस बररे में जितनी चर्चा हो 
सके, थोड़ी है। क्योंकि दुर्भाग्य से, हम सबके मानस में, क्राग्ति की 
भूमिका मार्क्सबांद के रूप में भरी पडी है। हमने विनोब्राजी द्वारा 
प्रवर्तित भू क्रान्ति में माक्संवाद की 'ढीगेसी” को स,थ लेकर प्रवेश किया 
है। अतएब उसका संस्कार हमारे सानस सें सौजूद रहना स्वाभाविक है। 
समाज में झोरण, दमन तथा अलयांच्वर आदि चलते रहते हैं । इसलिए 
गरीबी तथा निर्दलम का बाजार गर्म है। ऐसी स्थिति में हमारी खाभा- 
बिक सहानुभूति झोपितों तथा अन्याय-पीड़ितों के प्रति है। और हम 
मानते है कि उनके द्वारा संघर्ष की प्रक्रिया से ग्रामसराज्य की क्रान्ति 
को सफल करेंगे । अतएव इस प्रश्न पर गम्भीर्ता के साथ हम लोगों- 
को सोचना चाहिए | 

एक बार चर्चा हो रही थी कि ऋान्ति का इन्स्ट्रमेण्ट! बर्ग नही हो 
सकता क्या £ मैंने कहा था कि वर्गों क्रान्ति का 'इन्ट्ट्र,मेण्ट” नहीं बन 
सकता है, यह युद्ध का इन्स्ट्र मेण्ट अवस्य बन सकता है । जब्र कोई भी 
संग्राम चर्गगत रूप से चलाया जायगा तो यह युद्ध ही होगा। उसमें 


छ० लोक-गंगा के तट से 


जय-पराजय का तल प्रमुख द्वोगा | पूरे समाज के लिए मूल्य-परिवर्तन का 
तत्त्व एक नारे के रुप में भूगर्भस्थित ही रहेगा | 

और वस्तुस्थिति तो यह है कि युद्ध के लिए भी बर्ग का फौईं स्थान 
नहीं है | युद्ध में दो निश्चित पार्टियों का होना आवश्यक है। लेकिन 
समाज में शोपक और शोपित, अन्यायी और अन्याय-पीडित या अमीर 
और गरीब कह्दे जानेयाले किसी प्रकार का निश्चित बर्म-मेद नहीं है| 
निम्नतम गरीब से लेकर उच्चतम अभीर तक सीधा रलोप की लाइन बनी 
हुईं है। इस स्लोप के बीच मे किस ब्रिन्दु पर लकीर खीचकर कहा ना 
सकेगा कि इस लकीर के नीचेवाले गरीब हैं और ऊपरवाले अमीर हैं 
और इन दोनों के बीच में सघप है। 

दूसरी तरफ चास्तविक स्थिति यह है कि हर मनुष्य एक बिन्दु पर 
शोपक है और दूसरे बिन्दु पर शोषित है | एक ही मनुष्य कलकत्ता, बस्बई 
या कानपुर में मजदूर होने के नाते शोपित है ज्गेर अपने गाँव मे डेढ़ 
सौ प्रतिशत तक सूद कमानेवाल्य झोपक है। एक ही मनुष्य पूँजीपति 
के दफ्तर के किरानी होने के नाते झोषित है और दूसरी जगह पर वही 
व्यक्ति जमीन का माल्कि होने के नाते मजदूरों का झोपण करता है। 
इस प्रकार, दर मनुष्य एक बिन्दु पर अन्यायी होता है और दूसरे बिन्दु 
पर अन्याय-ीड़ित भी है। 

अन्याय, शोषण और दमन आदि पूरे समाज के प्रचलित मूल्य एवं 
पद्धति के परिणाम मात्र हैं | आज के मृल्य, सस्थाओं तथा पद्धति के 
परिणाम में से जौ कुछ अन्याय, शोपण और दमन आदि दत्वों का 
निर्माण द्वोता है, उसके चंगुल में पूरा समाज ही फंसा हुआ है । प्रचलित 
संशा के अनुसार शोपषक्र और शोपित, अन्यायी अं र भन्‍याय-पीड़ित आदि 
सभी वर्ग परमरागत मान्यता और पद्धति के शिकार हैं । अतण्व सामा- 
जिक न्याय को अविटित करने का आन्दोलन तब तक सफल नहीं हों 
सकता है, जब्र तक पूरा समाज इसमें शामिल नहों दोता हैं| 

यही कारण है कि गांधीजी ने अस्यायमुक्त, शोपणमुक्त और दमन- 


संघर्ष नहीं, सम्मिलन ४१ 


मुक्त समाज को सर्वोदिय-समाज की संजय दी है। क्योंकि मुक्ति 'सर्व” को 
चाहिए। सर्व को मुक्ति सर्व के द्वारा ही सघ सकती है, यह स्पष्ट है। 
यही कारण है कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि वर्ग-संधर्ष को चाहे 
जितना शान्तिमय बनाया जाय, उसके द्वारा सर्वोदय की क्रान्ति सम्मब 
नहीं हो सकती है। 

भूदान-आन्दोलन की झुरुआत में ही मैंने समझा था कि विनोता 
की यात्रा केवल करुणा-यात्रा नहों है, वल्कि एक नयी क्रान्ति की शुरु- 
आत है | और इस क्रान्ति को जनकान्ति का रूप लेना होगा । क्योंकि 
मैं हमेशा मानता था कि क्रान्ति का अर्थ परिस्थिति के साथ संघर्ष | और 
वह संघर्ष सम्पूर्ण समाज का होता है, न कि किसी व्यक्ति, वर्ग या संस्था 
के विरोध में होता है । अगर विरोध होता है, तो मूल्य और पद्धति का | 
इसलिए अगर गांधी की क्रान्ति का उद्घोष होगा, तो बह समस्त जनता 
की ओर से ही होगा। इसलिए जब मैंने देखा कि भूदान-यश का 
आन्दोलन मालिक और मजदूर दोनो को छू रहा है, तभी मैंने समझा 
कि यह क्रान्ति का ही शुभारम्भ है | 

यही कारण है कि मैं बीघा-कट्ठा के वितरण को गरीबी मिटाना 
या भूमि-समस्या के हल के रूप मे नहीं देखता हूँ, बल्कि इसे में किसान 
और मजदूर के बीच मे सम्बन्ध-निर्माण करने के रूप मे देखता हूँ। यह 
सम्बन्ध-निर्माण क्षोभ-निवारण की एक प्रक्रिया ही है। इसके अलावा 
इस क्षोभ के नियारण के लिए. समाज द्वारा कुछ स्थायी कार्यकम भी 
आवश्यक हैं। हमारे आन्दोलन की टेकनिक रांघर्ष की नहीं, 'रिप्रोचमेण्ट” 
--सम्मिलन की ही होगी। 

सहरसा में मेरी मरौना-प्रखण्ड की यात्रा के समय मैंने जब देखा 
कि वहाँ गरीब और मजदूर-वर्ग में कुछ चेतना का संचार हो रहा है, तो 
मैंने अपनी यात्रा के कार्यक्रम में एक नया कार्यक्रम जोड़ा। वह था, 
रात को मजदूरों के टोल्ये मे जाकर वहाँ के लोगों को एक साथ बटोरकर 
उनसे गप करना । यह काम मैंने इसलिए झुरू किया कि अपने मन में 

्ड 


० छोक-गंगा के तर से 


जय-पराजय का तच्व प्रमुख होगा | पूरे समाज के लिए मूल्य-परिवर्तन का 
तत्व एक नारे के रूप में भूगर्भस्थित ही रहेगा | 

और बस्तुस्थिति तो यह है कि युद्ध के लिए भी वर्ग का कोई स्थान 
नहीं है। युद्ध में दो निश्चित पार्टियों का होना आवश्यक है| ठेकिन 
समाज में शोपक और शोपित, अन्यायी और अन्याय-पीडित या अग्रीर 
और गरीब कहे जानेवाछे किसी प्रकार का निश्चित वर्ग-मेद नहीं है| 
निम्नतम गरीब से लेकर उच्चतम अभीर तक सीधा स्लोप की ल्यइन बनी 
हुई है। इस स्लोप के ब्रीच मे किस बिन्दु पर लक्कीर खीचकर कह्दा जा 
सकेगा कि इस छकीर के नीचेवाठे गरीब हैं और ऊपरबाले अमीर हैं 
और इन दोनों के बीच में संघर्प है | 

दूसरी तरफ वास्तविक स्थिति यह है कि हर मनुष्य एक बिन्दु पर 
शोपक है और दूसरे त्रिन्दु पर शोषित है । एक ही मनुष्य कलकत्ता, बम्बई 
या कानपुर में मजदूर होने के नाते शोपित है और अपने गाँव में डेढ़ 
सौ प्रतिशत तक सूद कमानेवाल्य शोपक है | एक दी मनुष्य पूँजीपति 
के दफ्तर के कियनी होने के नाते शोपषित है और दूसरी जगह पर वही 
व्यक्ति जमीन का मालिक दोोने के नाते मजदूरों का शोषण करता है| 
इस प्रकार, दर मनुष्य एक बिन्दु पर अन्यायी होता है और दूसरे बिन्दु 
पर अन्याय-पीड़ित भी है। 

अन्याय, शोषण और दमन आदि पूरे समाज के प्रचलित मूल्य एवं 
पदति के परिणाम मात्र हैं। आज के मूल्य, सस्थाओं तथा पद्धति के 
परिणाम में से जो कुछ अन्याय, शोषण और दमन आदि तत्तों का 
निर्माण होता है, उसके चंगुल में पूरा समाज ह्वी फेसा हुआ है | प्रचलित 
संशा के अनुसार शोपक और झोषित, अन्यायी अर अस्याय-पीड़ित आदि 
सभी वर्ग परम्सरागत मान्यता और पद्धति के शिकार हैं| अतणव सामा- 
जिक न्याय को अविठित करने का आन्दोलन तब तक सफल नहीं हो 

" खक्ता है, जब तक पूरा समाज इसमें शामिल नहीं होता है | 
यही कारण है कि गांधीजी ने अन्यायमुक्त, शोपणमुक्त और दमन- 


संघर्ष नहीं, सम्मिकन | 


मुक्त समाज को सर्वोदिय-समाज की संशा दी है | क्योंकि मुक्ति 'सर्व! को 
घाहिए। सर्व को मुक्ति सर्च के द्वारा ही सघ सकती है, यह स्पष्ट है| 
यही कारण है कि में हमेशा कहता रहता हूँ कि वर्ग-संधर्ष को चाहे 
जितना शान्तिमय बनाया जाय, उसके द्वारा स्वोदय की क्रान्ति सम्मब 
नहीं दो सकती है। 

भूदान-आन्दोलन की शुरुआत में ही मैंने समझा था कि विनोत्रा 
की यात्रा पेवल करुणा-यात्रा नही है, बल्कि एक नयी क्रान्ति की झुरु- 
आत है | और इस क्रान्ति को जनक्रान्ति का रूप छेना होगा। क्योकि 
मैं हमेशा मानता था कि क्रान्ति का अर्थ परिस्थिति के साथ संघर्ष | और 
वह संघर्ष सम्पूर्ण समाज का होता है, न कि किसी व्यक्ति, वर्ग या संख्या 
के विरोध में होता है । अगर बिरोध होता है, तो मूल्य और पद्धति का | 
इसलिए अगर गांधी की क्रान्ति का उद्घोष होगा, तो बह समस्त जनता 
की ओर से ही होगा। इसलिए जब मैंने देखा कि भूदान-यश का 
आन्दोलन मालिक और मजदूर दोनों को छू रहा है, तभी मैने समझा 
कि यह क्रान्ति का ही घुभारम्भ है। 

यही कारण है कि में बीघा-कट्ठा के वितरण को गरीबी मिदाना 
या भूमि-समस्या के हल के रूप में नही देखता हूँ, बल्कि इसे मे किसान 
और मजदूर के बीच में सम्बन्ध-निर्माण करने के रूप में देखता हूँ। यह 
सम्बन्ध-निर्माण क्षोभ-निवारण की एक प्रक्रिया ही है! इसके अलावा 
इस क्षोभ के निवारण के लिए समाज द्वाया कुछ खायी कार्यक्रम भी 
आवश्यक है। हमारे आन्दोलन की टेकनिक सघर्ष की नहीं, 'रिप्रीचमेण्ट! 
--सम्मिलन की ही होगी ] 

सहरसा मे मेरी मरौना-प्रखण्ड की यात्रा के समय मैंने जब देखा 
कि वहाँ गरीब और मजदूर-बर्ग मे कुछ चेतना का सचार हो रह्य है, तो 
मैंने अपनी यात्रा के कार्यक्रम में एक नया कार्यक्रम जोड़ा। बह था, 
शत को मजदूरों के योलों में जाकर बहाँ के लोगों को एक साथ बटोस्कर 
उनसे गप करना । यह काम मैने इसलिए झुरू किया कि अपने मन में 

है. ६ 


3. छोक-गंगा के तट से 


जिस “रिप्रोचमान' ( पारस्परिक निकथ्ता ) के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करता हैँ, उसके लिए भार्ग-खोजन की तीखता उमड़ रही थी। 

मधैना के बाद जब अप्रैल के अन्तिम सप्ताह से रूपौछी की यात्रा 
प्रारम्भ हुईं तो उस भार्ग-चोजन की दिशा मे कुछ प्रगति हुई । घूमिल 
तौर पर ही सही, कुछ दिखाई देने लगा | मैं उन मजदूरों के साथ उनकी 
वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करता रद्द । यह काम भी मैं उनके 
साथ ही ग़प के जरिये करता रहा हूँ। 

उनसे मैं पूछता कि वे बठायें कि उनकी हालत दैसी है ? इुरूदखुरू 
में कुछ निराशा, कुछ उलझन और छुछ मुझसे बात करने मे द्विचक के 
कारण वे बता नहीं पाते थे । लेकिन थोड़ी देर तक विभिन्न पहलुओं पर 
चर्चा करने से उनमे से पॉच-सात व्यक्ति काफी मुखर हो जाते थे | तय 
मेरी गप भूमिह्दीन मजदूरों के साथ सह-अम्येधण तथा शद्द-विश्लेपण का 
रूप ले लेती थी । 

पन्दह-बीस मिनट तक कई पहलुओं पर प्रश्नोच्र के याद थे सबके 
सब इस नतीजे पर पहुँचते थे कि उनकी परेशानियों का इल दो ही यातों 
से हो सकता दे : ( १ ) उनकी मजदूरी बढ़े, (३) उन सबों को छुछ न 
कुछ जमीन मिले | 

अब सयाल यद्द है कि मजदूरी बढ़ेगी कैसे ! वैसे आज के इमारे 
तम्ण साथी फद्देगे कि धृड््ताल आदि के संगठन से यह काम सम्भव है | 

लेकिन प्रश्न यह है कि इससे आम-स्वराज्य का रूदय हासिल दो 
सकेगा क्या ! इससे ग्राम-स्वराज्य के परिणामस्वरूप आम-परिवार बने 
सकेगा १ अबदय दी संघर्ष-मुलक पद्धति से सम्पूर्ण रूप से हूटे हुए गांवों 
फो जोड़कर एक समुदाय नहीं बनाया जा सकगा | बह तो तभी बन 
सकता है, जय उसकी प्रक्रिया रंपर्ष-मूटक से होकर 'साम्मिट्न! की हो | 

यह संपर्ष-मूल्फ प्रक्रिया हमारी शान्ति थे; विचार से मेल नहीं खाती 
है | इतना ही नहीं, यरिफ यह व्यावह्ारिफ भी नहीं है। मजदूरी बढ़ाने 
मे; लिए संगठित संपर्ष तभी चल सकता है, जय मजदूरों फे पास गजदूरी 


संघर्ष नहीं, सम्मिलन झ्ड 


न हो, यानी जब वे सौदा करने की स्थिति में हों । बह स्थिति तभी पेदा 
होगी, जम्र सबो के पास थोड़ी-योड़ी जमीन हो, ताकि संधर्प के दिनों में 
अत्यन्त अब्प परिमाण में ही सह्दी, टिकने के लिए, कुछ सहारा हो । 


लेकिन जब सम्मिलन की पद्धति से उन्हें जमीन मिल जायगी, तब 
संगठित सघर्ष से मजदूरी के लिए सौदा करने की भी आवश्यकता नहीं 
रहेगी । क्योंकि, तब्र किसान और मजदूर दोनों की मनःस्थिति में आमूल 
परिवतन हो जायगा और तब ग्राम-स्वराज्य की दिशा में आगे बढ़ने के 
सामुदायिक प्रयास मे से ही मजदूरी का सवाल हल होता जायगा। 
क्योंकि 'रिप्रोचमान! की मीटी प्रक्रिया का सहज परिणाम बर्ग-मेद के 
संकट को दीला करने का ही होगा । 


अतएव, मैंने यह माना है कि पहले मजदूरी के सवाल को न उठा- 
कर भूमि-प्राप्ति के सवाल को ही लेना चाहिए। यह बात मैंने अपने- 
आप नहीं मानी, बल्कि भूमिद्दीनों से गप के सिलसिले भें उनके ही 
सुझाव से मेरी यह मान्यता बनी | जब मैं उनसे पूछता था कि मजदूरी 
कैसे बढ़े, तो उनमें से एकाघ नेता किस्म का जवान झट से कहने भी 
लगता था कि हमें संगठित होकर लड़ना होगा। लगता था कि ऐसे 
नौजवान किसील-किसी वामपन्थी पार्टी से सम्बद्ध है। क्योंकि मेरे प्रश्नों 
के उत्तर में वे झट कह देते थे : “काम बन्द कर देना होगा ।” तर मैं 
पूछता था कि काम बन्द करने के दिनों में खाने का क्या सहाय होगा ! 
तो उन्हें कुछ सूझता नहीं था | इससे स्पष्ट है कि आज यह गरीब जनता 
जितने दब्द बोलती है वे उसके अपने नहीं हैं, बल्कि राजनैतिक पार्टियों 
द्वारा पदाये हुए हैं | इसलिए मैं उनसे जो कुछ चर्चा करता था, उसमें 
अपनी तरफ से कोई भी सुझाव नहीं रखता था, बल्कि प्रश्नोचर से 
कोशिश करता था कि वे सोचकर अपना ही उत्तर दें 

इस प्रसंग पर भी धीरे-धीरे उनमें से बहुमत यही राय जादविर करता 
था कि अगर वे इड़ताल करेंगे तो भोजन के बना एक दिन भी ठिक 


३४ छोक-गंगा के तट से 


नही सकेंगे। आगे चलकर वे यह भी कहने लगते थे कि जमीन ही 
झनकी समस्या के हल का एकमात्र उपाय है| 

इतना निश्चय होने पर जमीन कैसे मिलेगी, इस सवाल के उत्तर में कोई 
कहता था कि सरकार से मिलेगी, कोई कहता था कि विनोवा बाबा 
देंगे। सरकार से कितनी जमीन मिली है, यह पूछे जाने पर वे नियाशा 
जाहिर करते थे ! विनोबा के बारे में पूछने पर वे कुछ व्यक्तियों के नाम 
गिनाते थे कि अमुक-अमुक व्यक्ति को जमीन मिली है| 

पुनः जग्र में पूछता था कि जमीन सबको चाहिए या दो-चार 
ब्यक्तियों को मिल जाने से काम चल जायगा, तो एक स्वर से सब कहते 
थे कि जमीन सबको मिलनी चाहिए। यह पूछने पर कि एक गाँव में 
कितने भूमिददीन होते हैं तो करीब-करीत्र सभी लोगों से यही उत्तर आता 
कि करीब सी परिवार है और हमारे प्रश्नों के जवाब में ये सब इस बात 
पर सहमत होते कि विनोबा और उनके कुछ लोग मिलकर माँगते रहे, 
तब भी सबको जमीम देना सम्मव नहीं होगा | 

तब समग्रकी जमीन कैसे मिलेगी, इस प्रइन पर काफी देर तक चर्चा 
होती है। इस चर्चा में हमेशा ये दिलचस्पी लेते है। मे उनसे कहता 
हूँ कि अगर सबको जमीन चाहिए तो उसे पाने के रिए कोशिश करनी 
पढ़ेगी। में उससे कहता कि जमीन चार प्रकार से ही मिल सकती है : 
(१ ) खरीदकर, ( २ ) छीनकर, ( ३ ) ठगकर और ( ४ ) माँगकर । 

मैं उनको समझाता कि अब तक सारी दुनिया के छोग जानते थे कि 
जमीन सरीदकर, छीनकर या टगकर ही मिल सबती है । सन्त विनोग्ा ने 
गरीबों फे लिए एक गया रास्त बताया कि जमीन माँगने 0 भी मिल सकती 
है। अब विनोबा ने लाखों एक ड् जमीन माँगकर आप सबको दिसा दिया 
कि जमीन साँगने से मी मिल सकती है और यह दिखाकर अब ये एक 
स्थान पर यैठकर चाइते है कि देश में जितने भूमिद्दीन दे या विदयारबाय्‌ 
भूमियान्‌ हैं, ये सबके सब जमीन मांगने मे लगे, इसते उनकी भूमिदीमता 
मिटेगी। अब विगोदा घृम-पुमणर देश के करोड़ो भूमिधीनों पा समीन 


संघर्ष नहीं, सम्मिलन छ्५ 


नहीं दिल्या सकते हैं | इसलिए आप सब्बो को मौंगने के लिए खड़ा 
होना पड़ेगा | 

मैंने देखा कि उनमें से काफ़ी लोग इससे सहमत होते हैं | इस सह- 
मति के बाद जब मैं उन्हें पूछता कि चार्रो प्रकार से जमीन प्रास करने के 
लिए अलग अल्ग से कौन-सी ताकत चाहिए, तब उनमें से कुछ छोग 
इतना कहने में समर्थ होते है कि खरीइने के लिए बैसा चाहिए, छीनने 
के लिए छाठी, भाला और बन्दूक चाहिए, ठगने के लिए बुद्धि चाहिए 
और माँगने के लिए प्रेम चाहिए। 

इस चर्चा के दरम्यान वे यह भी कहते हैं कि बिनोवा के पास बहुत 
प्रेम है, अतः वे मांग लेते हैं । छेकिन हमारे मौगने से कोई क्‍यों देगा ! 
मेरे पूछने पर थे कबूछ करते हैं. कि पैसा नहीं बोर सकते, ,रूढठी- 
भाला-बन्वूक नहीं बटोर सकते है, उनमें बुद्धि नहों है और वह प्रेम भी नहीं 
है। तब जब में उनसे पूछता हूँ कि आप जैसे हैं बैसे रहने से काम 
चजेगा क्या, तो वे कहते हैं कि ६8 तरह तो दिन-ब“दिन पिसते ही चले 
जायैंगे। जमीन तो हमें चाहिए ही, लेकिन हम क्या करें, हमारी तरफ 
देखनेवाल्य कोई नहीं | 

फिर देखनेवार्लों के सम्बन्ध में चर्चा आरम्म हो जाती है। चर्चाओं 
का सार यह रहता है कि देखनेवाले उनसे अच्छी स्थिति में रहते हैं, वे 
अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी कोठियों में रहते हैं ओर अच्छी 
सम्पत्ति जमा करते हैं | लेकिन वे अपने से छुछ भी पैदा नहीं करते । 
उनका सारा चैमव मेहनत करनेवाले गरीबों के द्वारा पैदा की गयी 
सम्पत्ति में से आता है। 

तब हिसाव छगाने से उनके सामने स्पष्ट दो जाता है कि उनको 
देखनेवालों की संख्या जितनी अधिक होगी, वे उतने ही अधिक गरीब 
होंगे । इसलिए, उन्हे देखनेव/ले न रहें, तभी उनकी गरीबी मिट सकती है। 
लव वे पूछते हैं कि गरीबी कैसे मिटेगी तो में उन्हे विनोद में कहता हूँ 


६ छोक-वगंगा के तट से 


कि जितने गरीबी हटनेवाले हैं, जब तक उनको नहीं इथओगे, तव 
तक गरीपी नहीं इटेगी || 

मैं समझाता हूँ, आज के जमाने में किस तरह सरकार ही जनता की 
सेवा के बहाने, गरीबी हटाने के बहामे ओर अनेक सेवाओं के बहाने 
जनता का शोपण करती है और उस पर से सरकार-मुक्त गाय बनाने के 
विचार को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। 

जमीन माँगने के लिए. प्रेम चाहिए और उनमें से किसीके पास 
उसकी पेंजी नही है, इस बात के सिलसिले मे मैं उन्हें समझाता हूँ कि 
अगर प्रेम नहीं है तो जिस तरह से खेती करके गेहूँ पैदा किया जाता है, 
उसी तरह हमें प्रेम पैदा करना होगा । मैं उन्हें विश्वद रूप से समझाता हूँ 
कि आदमी जब दाग और तप करेगा, तब उसमें से प्रेम पैदा होगा। 
माँ के पास बच्चों के लिए जितमा प्रेम होता है उतना प्रेम समाज में 
किसीको किसी दूसरे के लिए नहीं होता है। यह इसलिए कि माँ बच्चे 
के लिए त्याग करती है और कष्ट सहकर तप करती है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप प्रेम पैदा होता है। विनोत्रा ने जब घर-द्वार सब छोड़कर पूरी 
जिन्दगी को समाज के लिए त्याग दिया और इन्सान के लिए तप किया 
तो उनके अन्दर बहुत बड़ा प्रेम पैदा हुआ। अब उसी प्रेम की ताकत 
से उन्होंने लाखों एकड़ जमीन माँग ली | 

लेकिन गरीब जनता अपनी व्यस्त गहस्थी को सँमाल्ते हुए न तो 
झतमना स्थाग ही कर सकती है और न तप | फिर किस ताकत से मॉँग- 
कर जमीन प्राप्त कर सकती है! 

इसी प्रसंग में बिनोग्रा ने जो या दिखाया है, उस पर चर्चा 
घटती है। मैं यताता हूँ कि विनोबा में अगर सारी जिन्दगी त्याग और 
तप किया और उसके पल से बहुत बड़ा प्रेम इफट्टा किया, तो ये भी 
अपनी हैसियत और ताकत के सुतात्रिक थोष्टा-थोड़ा त्याग कर दी 
खफते ५ और उसके बदले योष्टा प्रेम भी ह्श्िल फर सकते हैँ | एक सेर 


संघर्ष नहीं, सम्मिलन ७ 


में अस्सी तोछे होते हैं | विनोबा मे अगर पाँच सेर त्याग किया है, तो 
ये कम-से-कम एक तोला त्याग कर ही सकते हैं। 

विनोबा ने कहा है कि किसान एक बीघा जमीन में एक कट्ठा जमीन 
गरीबों के लिए निकाले और भूमिहीन मजदूर तीस दिनों की मजदूरी 
में से एक दिन की मजदूरी निकालकर उनमें से जो सबसे दुःखी हैं, उनकी 
भदद करे, तो उसमें से एक तो प्रेम पैदा होगा। हजार आदमी के हजार 
तोले प्रेम की ताकत जोड़ने से विनोवां के वरावर प्रेम पैदा हो जायगा [ 

फिर जिन किसानों मे बीघा में कट्टामर जमीन दी है और जितने 
मजदूरों मे एक महीने में एक दिन की मजदूरी दी है, वे सब अगर एक 
साथ प्रतिदिन सबेरे उठकर जमीनवात्गं से बीघे में कट्टाभर जमीन देने 
की माँग करें तो सब मिट्कर अपने प्रेम की ताकत से जमीन प्राप्त कर 
ही सकते हैं । लेकिन अगर ये अपने घर पर बैठे रहे ओर चाहे कि कोई 
बाबू या महात्मा जमीन मॉगकर उनके दरवाजे पर पहुँचा दे, तो यह हो 
नहीं सकता है । 

मैंने देखा कि वे बात को टीक-ठीक समझ लेते हैं, यश्वपि थे ऐसा कर 
सकेंगे, इस पर विश्वास नहीं होता है। में मानता हूँ. कि अगर हमारे 
सभी साथी इस प्रकार व्यापक रूप से समझाते रहेंगे तो फिसी न किसी 
दिन उनमें इस प्रकार से प्रेम पैदा कर उस प्रेम की ताकत से जमीन 
भोगने की हिम्मत पैदा हो जायगी। तब्र इस कास्ति में किसान और 
मजदूर दोनों का शिरकत सम्भव हो सकेगा । 


कोई कह सकता है कि आप विचार से 'रिप्रोचमान” की बात करते 
हैं, लेकिन कार्यक्रम 'क-फ्रन्टेशन! ( मुकाबले ) का ही बताते हैं | ऐसी 
विसंगति क्‍यों ? अगर गहराई से सोचेंगे, तो यह “कन्कन्देशन! का कार्य- 
क्रम नहीं, 'कन्वर्शनों ( विचार-परिवर्तन ) का कार्यक्रम है। जिन लोगों 
ने दिया है, ये जिस्होंने नहों दिया है, उनके पास जाकर उन्हें देनेवार्लय 
की जमात में शामिल करने का प्रयास करते हैं, अर्थात्‌ वे उन्हे अपने 


] छोक-गंगा के तट से 


विचार में 'कन्वर्ट! ( परियर्तित ) करना चाहते हैं | यह प्रक्रिया झद्ध 
रूप से 'रिप्रोचमेट! की ही है, ऐसा समझना चाहिए । 

हमारे अधिकाश साथी इस बात से चिन्तित हैं. कि हमारे आन्दोलन 
मैं भूमिहीन मजदूरों का इन्वाल्वमेण्ट! ( शिरकत ) कैसे हो ! उन्हें मेरा 
परामर्श यह है कि वे अपनी चिन्ता से परेशान न होकर मैं जिस ढंग से 
मार्ग-खोजन का प्रयास करता हूँ, उसी तरह थे इन भजदूरों के बीच जाकर 
बैठे और मार्गग्खोजन करें । ठब धीरे-धीरे उन्हें स्पष्ट मार्ग दिखायी 
पड़ेगा । 


७, ग्रामस्व॒राज्य के कार्यक्रम 


आमदान-प्राप्ति के बाद इम वोग पुष्टि के काम में लगे हैं | और मैं 
अक्सर कहा करता हूँ कि पुष्टि के बाद सृष्टि | उसके लिए मार्ग खोजन 
का चिन्तन अभी से होना चाहिए | 

मेरी राय से पुष्टि का काम पूरा हुआ तव समझना चाहिए, जब 
प्रामसभा अपने-आप कुछ काम करने लग जाय, कुल जमीन का बीघा- 
कहा बैंठ जाय तथा भूमिद्दीनों को कब्जा मिल जाय, अदाल्त-मुक्ति हो 
जाय ओर कानूनी पुष्टि हो जाय | इतना काम सघन रूप में चलाने की 
जरुरत है | 

उसके बाद सृष्टि के काम का मतलब है, आमस्वराज्य की स्थापना | 
इस बि#दु पर बड़ा प्रश्न यह दे कि ग्रामस्वराज्य का फंक्शन! और रोल 
भया होगा ! क्‍या धुष्टि के उपर्युक्त काम पूरे होने के बाद ब्लाक बना 
रदेगा भौर सरकार के दूसरे-दूसरे विकास के ब्रिभाग बने रहेंगे ! अभी से 
सोचना होगा कि कौन-कौन विभाग सरकार-निरपेक्ष ग्रामस्वराज्य की 
जिम्मेदारी में आयेगा मैं चाहत हूँ कि ग्रामहमा के सदस्यों के साथ 
इन प्र*्नों फी चर्चा की जाय । इ्मे केवल हमारे स्वतन्त्र चिन्तन में न 


गमस्वराज्य के कार्यक्रम ४९ 


टगकर ग्रामवासियों को ही चिन्तन में छगाना चाहिए. और उनके चिन्तन 
के माध्यम से ही हमरा चिन्तन भी चले | इसके बिना आमस्वराज्य की 
कल्पना साकार नहीं होगी ! 
ग्रामस्‍्वराग्य के लिए निर्माण का कार्य भी आवश्यक है। लेकिन 
इसमें लक्ष्य यह रहना चाहिए कि निर्माण का काम कब और कैसे किया 
जाय, ताकि बह ऋान्ति के प्रति जनता के ध्यान को अधिक आकर्षित 
कर सके, ऐसा न हो कि उस काम के कारण जनता का ध्यान क्रान्ति से 
इटकर दूसरी ओर लग जाय | 
” * पहला काम आमस्वराज्य के विचार को परिपुष्ट करना है| उसके 
साथ-साथ दण्डशक्ति से मिन्‍म स्वतन्त्र लोकशक्ति के द्वारा निर्माण के 
कार्य के लिए ग्रामसभा को उद्बोधित करना, प्रेरित करना तथा उसका 
मार्गदर्शन करना है। ऐसा न कर अगर हम बीच में ही पड़कर जिस 
शाज्य-शक्ति को ग्राम स्तर पर विघटित करना चाहते हैं, उसी शक्ति द्वारा 
संचालित विकास-योजना का कोई अंश अपमे मार्फत चलाते रहेंगे, तो 
हम गॉव का ध्यान क्रान्ति से हटाकर विकास की तरफ मोड़ देंगे और 
क्रान्ति पिछड़ जायगी । 
पुष्टि-कार्य का एक महस््वपूर्ण अंग आमकोघ-निर्माण है | अगर हमें 
ग्राम-बिकास का काम फरना भी है, तो जममानस को सरकार-मुक्त 
गाँव के बिचार से प्रेरित करके उसी कोप के सहारे, बिलकुछ छोटे पैमाने 
पर ही सही, शुरू करा देना चादिए। ओर जैसे-जैसे कोष की राशि 
बढ़ती जाय, वैसे-वैसे विकास का काम बढ़ाया जाय। ऐसा करने से 
जन-मानस में ग्रामकोष का ही महत्व केन्द्रित रहेगा और इस कारण 
ग्रामकोप को नियमित रूप से संगठित करने की और भी ध्यान बना 
रहेगा, यानी जनता की दृष्टि ऋत्ति पर ही केन्द्रित रहेगी | 
किसी भी अविकसित देश के लिए त्रिना बाहरी भदद के अपना 
विकास करना कठिन होता है। डेकिन अगर बह देश पूर्ण रूप से बाहर 
की मदद छेता रहे, तो उस देश की स्वतन्त्रता कुण्ठित होगी | अगर बह 


ख््० छोक-गंगा के तट से 


अपनी राष्ट्रीय शक्ति से ही विकास का काम करता रहे और थोडी 
याहरी मदद स्वीकार करे, तो उस देश की स्वतन्त्रता परिपुष्ट होगी | यह 
सामान्य तथ्य है। 
अगर सामान्य परम्परागत समाज के लिए भी यह आवश्यक सिद्धान्त 
है, तो कान्ति के लिए तो यह अनियार्य होना चाहिए | आमकोप से ही 
आम-विकास करना है--एक बार यह बात आमीण जनता की समझ में 
आग जाय, तब फिर आमसभा अप्ने अभिनरम से, यानी हमारे माध्यम का 
सद्दारा लिये बिना, सरकारी विकासन्योजना की सहायता भी प्रात करे, 
तो उससे ऋाश्ति की प्रगति मे कोई बाधा नहीं आयेगी। और तत्र 
जनता को आत्मशक्ति का परिचय होगा, जिससे राप्य-निरपेक्ष टोकशक्ति 
से प्रामनिर्माण की सम्भावना पर बिश्यास पैदा होगा | तभी 'जनता सर* 
कार-निरपेक्ष ग्रामस्वराज्य कायम कर सकती है?--ह_मारे इस कथन पर 
उसको बघिश्वास होगा और बह क्रान्ति की ओर पूर्ण गति से बढ़ सकेगी | 
मैं लोगों को समझाता हूँ. कि दान' के बाद ही अनुदानों आना 
चाहिए | अनु! का अर्थ ही है, पीछे चलना | मैं कट्दता हूँ कि गाँव के 
विकास का काम पहले दान से होगा और उसके बाद अनुदान माँगना 
ध्वादिए | और बाद में भी दान से अनुदान छोटा होना चाहिए । अगर 
हम ऐसा नहीं करेंगे, तो जनता आन्ति-विचार की छोड़कर भागहपूर्थक 
हमारे दी रुद्दारे निर्माण-कार्य में लगेगी | 
आजाद द्वोने के बाद अब तक इम छोगों ने जो बुछ रचनात्मक 
कार्य किया है, बट सत्र सरकारी तथा गैर-सरकारी चेन्द्रीय साधनों तथा 
संस्थाओं फे घेरे फे अन्दर ही किया है। इसलिए आज दम दंपते हैं कि 
खादी-संख्थाओों में अपनी स्वायल्म्बी शक्ति पर फे विश्वास छा बिलकुल 
जअमाव है| उनका सम्पूर्ण मानस आज रार्फार-अभिमुस हो गया है। 
एस छोटी बात के लिए फडरीशन क्या राष्ट्रयता देता है, उसी तरफ ताकगे 
थी परिषादी यने गयी है। स्वायरूम्यत ये प्रतीक बरसे फी यह दुर्दश्षा 
झलन्त धाचनीय है | 


झ्रामस्वराज्य के कार्यक्रम ध 


इसलिए. खादी-ग्रामोद्योग के प्रश्न पर भी ग्रामस्वराज्य की ऋन्ति 
के पुजारी के लिए अपनी दृष्टि तथा 'रोल' स्पष्ट कर लेने की 
आवश्यकता है| 

हम शासनमुक्त, शोषणदह्दीन समाज की बात करते है. और उस और 
की यात्रा में सरकार-मुक्ति और बाजार-मुक्ति को मुख्य मामते हैं। सर- 
कार-मुक्ति के लिए स्वतन्त्र ग्राम-समाज यानी ग्रामस्वराज्य की स्थापना 
अनिवार्य भानते हैं तथा बाजार-मुक्ति के लिए सम्पूर्ण वैशानिक दृष्टि से 
शहोद्योग और प्रामोद्योग को एकमात्र मार्ग समझते हैं । दुर्भाग्य से 
आज की खादी और आमोद्योग सम्पूर्ण रूप से सरकार-आश्रित हो गये 
हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे बाजार मुक्ति के विपरीत बाजार-प्रवेश के 
साधन बन गये हैं। यद्यपि बाजार-प्रवेश के प्रयास में उन्हें निरन्‍तर मार 
खाते हुए निस्‍्तेज बनते जाना पड़ रहा है। 

और फिर भी आज जो खादी और प्रामोद्रोग का काम चल रहा 
है, बह वर्तमान परिस्थिति में देश के लिए कितना महत्त्वपूर्ण है, यह भी 
समझना चाहिए। आमदान और ग्रामस्वराज्य के आन्दोलन के प्रति 
उनकी जिम्मेदारी की भूमिका पर जब्र उन्हे तोल्ते हैं तो हमे असमा- 
घान मालूम होता है और इस कारण हममें उनकी काफी टीका करने 
की आदत पड़ गयी है | लेकिन हमे भूलना नही चाहिए कि भारत जैसे 
फरीब-करीब स्थायी अकाल्य्रस्त देश में राहत का काम स्थायी आब- 
श्यकता बन गयी है । जो उस काम को करता है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
काम करता है। 

हमें सिर्फ इतना ही स्पप्ट रूप से समझना चाहिए कि वह कऋन्ति- 
कार्य नहीं है और न वह मुक्ति कार्य ही है, वह शुद्ध पुण्य-कार्य है। 
इसीलिए वह अत्यन्त महत्वपूर्ण होने पर भी हमारा काम नही है। हम 
जब इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लो और आज के खादी-जगत्‌ से 
क्रान्ति की अपेक्षा नही रखेंगे, तब हमें निराश नहों होना पड़ेगा ।' इस 
कारण किसी प्रकार की टीका के प्रसंग का अवसर नहीं रहेगा । 


घर छोकनांगा के तट से 


फिर भी, हमें समझना चाहिए कि अपनी ग्रामस्वराज्य की क्रान्ति के 
लिए उनके काम की काफी उपयोगिता रहेगी | हमारे और उसमें काम 
करनेवाले के बीच में परस्पर सहकार भी रहेगा । 

सन्‌ १९११ में जब देझ में अंग्रेजी सरकार से असहकार का आन्दो- 
डरून चत्य था, तो कार्रेस ने उस समय के विधान के अनुसार विधान- 
सभा में जाना अपना काम नहीं माना था। कछेकिन सर सुरेन्द्रगाय 
बैनर्जी आदि नेताओं मे धारासभाओं में प्रवेश किया था। उनके काम 
के परिणाम से कांग्रेस अपने लिए ल्यमान्वित अवश्य होती थी । सर 
सुरेद्रनाथ बैनर्जी ने फलकत्ता कॉरपोरेशन के रूप में अंग्रेजी सरकार से 
जो विधान स्वीकृत कराया था, उसे सी० आर० दास, सुभाषचन््र बोस 
आदि नेताओं ने कांग्रेस के काम के लिए भरपूर इस्तेमाल किया था। 

इसी तरह आमस्वराज्य की क्रान्ति के दौरान जब प्रामसभा वाजार- 
मुक्ति का सकत्य कर छेगी, तत्र उस संकल्प के अमल के लिए. इन 
सस्थाओ का भरपूर सहकार मिलेगा। तब समझना होगा कि खादी" 
ग्रामोद्योग के राहत का काम क्रान्ति का काम न होने पर भी क्रान्ति के 
सहायक काम उसी तरह हैं, जिस तरह सरकार के अनेक कल्याणकारी 
काम ग्रामस्वराज्य की संकल्प पूर्ति के लिए ग्रामीण समाज का सहायक 
बन सकता है | और यह भी समशना चाहिए कि आज की खादी-आमो- 
योग संस्याओं का हमारे साथ लगाव ओरों से अधिक रहेगा। इस 
वल्तुत्थिति को सामने रखकर ही इन संस्थाओं के साथ अपना व्यवहार 
रखना होगा । 

हम यह भी समझना चाहिए कि खादी ग्रामोद्यौग-कार्य आमस्वराज्य 
की क्रान्ति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, हालाँकि आज जितना खादी- 
ग्रामोद्रोग का काम चल रहा है, वह ख़न्ति की वाहक शक्ति नहीं, 
क्रेयछ सहायक दक्ति है। तब्र यह सोचना पड़ेगा कि खादी-आमोद्रोग 
की प्रक्रिया और कार्यक्रम क्या होगा, जो क्रान्ति की वाहक-श्क्ति बन 
सकता है | 


ग्रामस्वराज्य के कार्यक्रम जुट 


पहला प्रश्न यह है कि क्रान्तिकारी चस्खे के काम के लिए पहल 
किसकी ओर से होगी और किस शक्ति से चलेगी ! स्पष्ट है कि ग्राम- 
स्व॒राज्य के लिए हर काम की पहल ग्रामसभा करेगी। कार्यक्रम की 
पहल भी तभी हो सर्रेगी, जब पूरा गांव अपने संकल्प से बाजार-मुक्ति 
का निर्णय कर यह तय करे कि अमुक-अमुक सामग्री के लिए हम 
इतने साल के अन्दर बाजार से मुक्त हो जायेंगे | इस निर्णय का स्वाभा- 
“बिक परिणाम यह होगा कि आरमसभा गाँव में खादी आमोद्योग के काम 
की पहल करे तथा अपने नेठृत्व और साधन से उसका प्रारम्भ कर दे | 
- उद्योग के तकनीकी शिक्षण और सरंजाम-प्राप्ति के लिए ग्रामसभा 
इन खादी-संस्थाओं से माँग करे कि ये इस प्रकार की सहायता दें | यह 
माँग न करे कि संस्था खुद गाँव मे खादी के लिए अपना केन्द्र खोल 
दे | इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक होगा कि गाँव की 
जनता कपास पैदा करने से लेकर कपडा-उत्पादन तक अपने ही रुद्ारे 
करे तथा उत्तादन उपभोग के लिए हो, न कि बाजार के लिए.। 
इस प्रकार के उद्योग के लिए. ग्रामीण जनता को यद्द भी निर्णय 
करना होगा कि कोन-सा उद्योग परिवार के क्षेत्र मे रहेगा, कौन-सा उद्योग 
ग्रामीण क्षेत्र का होगा और कौन-सा उद्योग क्षेत्रीय पैमाने पर होगा । 
उसी हिसाब से हर उद्योग के सरंजाम का पेमाना और प्रकार का 
सिद्धान्त बनेगा | ऐसे काम सरकार या किसी दूसरी संस्थाओं से प्रमाणित 
नहीं होंगे | 
सारांश यह कि आमस्वराज्य की नयी परिस्थिति में पुराने दंग की 
योजना नहीं चलेगी | संस्था-झ्षक्ति से क्रान्ति नहों हो सत्रेगी ) अब क्रान्ति 
का साधन संस्था न होकर समाज हो । स्थानीय नेतृत्व और संगठन के 
मार्फत ही काम हो । कार्यकर्ता आमसभा के भार्फत हर काम हो, इसका 
प्रयास करेगे | अब हमें स्थानीय शक्ति का ही उदबोधन और संगठन 
करना होगा और क्रान्धि की उतनी ही प्रगति से सम्तोष करना होगा, 
जितना उस शक्ति से हो सक्रे | इस प्रक्रिया में झुरू में गति मन्द रहेगी, 


३ छोंक-गंगा के तट से 


लेकिन धीरे-धीरे प्रगति तेज होगी | झुरू से ही कार्यकर्ता फे आधार पर 
अपेक्षाओं का निर्माण न करने से खानीय शक्ति अधिक सक्रिय होगी, 
इसमें कोई सन्देह नहीं | 

पुष्टि के बाद हमारा एक कार्यक्रम शासन-मुक्ति के मार्गःखोजन की 
प्रक्रिया होगी। अब्र तक मैंने जितना सोचा है, उसमें सामुदायिक विकास 
ब्लाक के विघटन का रास्ता निकाण्ना पहला काम होगा | इसकी माँग 
अगर हम जन-मानस में पैदा कर सकें, तो शासन की चट्टान पर एक 
निश्चित चोट पहुँचा सकेंगे । वैसे दी गाँव के झगड़े गाव में ही निपटामे की 
कोशिश होनी चाहिए | इस तरह अदाल्त-मुक्ति तथा विकास सन्त्र-मुक्ति 
के छोर मे सरकार-मुक्त गोंव के लक्ष्य की ओर बढा जा सकता है। 

इसी तरह ग्राम शान्ति-सेना का स्थायी फैक्दन भी हमें दूँढना पढ़ेगा | 
में मानता हूँ. कि शास्ति-सेना का मुख्य फंक्शन अदाल्त-मुक्तित को 
सफल बनाने को होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि शान्ति- 
सेना समाधान-समिति का काम करे | वह काम तो आमसभा का ही 
है। लेकिन झाम्ति-सेना का काम होगा, प्रामसमा के सदस्यों फो अदा- 
छत में जाने से रोकने का । में शान्ति सेना को अपनी क्रान्ति के लिए 
सबसे अधिक प्रभावद्याढी साधन मानता हूं । लेकिन अभी तक हमारा 
ध्यान उस दिद्या में नहीं गया है, क्योकि अभी तक हमने आमीण रामाज 
के अम्तस्तल तक पहुंचकर इस काम को किया नहीं है। अब तक इमने 
ऊपर-ऊपर देश के नौजवानों को आकर्दित मात्र करने का प्रयास किया 
है । टेकिन आमस्वराज्य के सन्दर्भ में इमें बहुत ज्यादा गहराई में सोचना 
तथा अम्पास करना होगा । 

अंदाल्त-म॒क्ति के काम फे लिए प्राम-द्यान्ति-मेना के खरसे कुछ 
बड़े संगटन की भी शायद आवश्यकता होगी। इसके लिए पचायत्त या 
प्रवष्ट शान्ति-सेगा मण्डड का रोगठन कर सऊते ५ै। इसमें हर गाव की 
आान्तिओना के दो दो प्रतिनिधि रहें ॥ किसी गाँव में अगर दो पे 
खदालत में णात्ते हैं, तो आम-दान्ति-गेना फे सदस्य थेढी बनाकर दोनों 


आमस्वराज्य के कार्यक्रम णप 


को समझाने का प्रयास करें अगर ये नहीं मानते हैं, तो पंचायत या 
प्रखण्ड मप्डल द्वारा समझाने का प्रयास करें | अन्ततोगत्वा आवश्यकता 
पड़ने पर टोली बौटकर दोनों के घर्रो पर राम-धुन वगैरह के साथ धरने 
का भी कार्यक्रम सोच सकते हैं। इस तरह शान्ति-सेना को सक्रिय बनाने 
की दिद्या में हमारा चिन्तन चलना चाहिए। नहीं तो शास्ति-्सेना एक 
सोस्कृतिक प्रवृत्ति के रूप में तबुणों को आकर्षित करने का एक सामान्य 
कार्यक्रमर बनकर रह जायगा | 
शान्ति-सेना द्वारा भूमि-सेना की प्रदत्ति मी उठायी जा सकती है। 
शान्ति-सेमा अपने को भूमि-सेमा के रूप में संगठित करे । उस सेना में 
उन तमाम भूमिद्दीन मजदूरों को छे छें, जिन्हे बीघा में कट्ठा के रूप में 
या भूदान में से बुछ जमीन मिल रही है। इस सम्मिलित शक्ति से उन 
मजदूरों को मिली हुई जमीन पर श्रमदान करके कम-से-कम एक फसल 
बोआ दे । जिन मजदूरों को भूमि मिली हुई है, उनके पास जमीन को 
आबाद करने का साधन नहीं है। है भी तो कुछ थोड़ों के पास है। 
अगर शान्ति-सेना का भूमि सेना-विभाग श्रमदान से उनकी जमीन को 
आबाद कर देगा, तो यह कृति उनके क्षोम-निराकरण की दिश्ञा में 
एक सक्रिय कदम होगा और वहू कदम दशान्ति-सेना का ही फार्यक्रम 
होगा । 
शान्ति-सेना को एक तीसरा काम भी उठाना चाहिए। बंहुत से 
किसानों ने बीघा में कथ्ठा जमीन का प्रमाण-पत्र वितरित कर दिया है, 
लेकिन भूमिहानों को उसका कब्जा नहीं मिल्य । अगर शझान्ति-सेना आम- 
सभा की मदद से इस काम को भी अपने हाथ में ले, तो बह गाँव के 
बर्ग-मेद मिटाने में सददगार होगी। बस्तुतः इस प्रकार का भेद ही 
अश्ान्ति का बहुत बड़ा कारण है। 
इसी प्रकार आचार्यक्ुल के संगठन की दिशा में भी विशेष काम 
करना होगा । आखिर अन्ततोगत्वा सर्वोदिय-समाज का नेतृत्व आचार्य- 
छुल को ही लेना होगा | यह तो आज सावजनिक एहसास हो चुका है 


०६ छोक-गंगा के त्तट से 


कि राजनायकों के नेतृत्व में तो समाज भ्रष्ट और नष्ट होता रहेगा । हम 
छोग जिस ग्रामस्वराज्य की क्रान्ति को साकार करना चाहते हैं, उसका 
साधन आचार्यकुल तथा दान्ति-सेना ही बन सकेंगे। यही दो शक्तियां 
ऋन्ति की घालक-शक्ति तथा घति-अक्ति बम सकती हैं। हमे शिक्षकों 
से तथा दूसरे शिक्षा-प्रेमी नागरिकों से आचार्यबुल के ऐसे सदश्य हेढ़ने 
होंगे, जो अपनी जिम्मेदारी तथा अभिक्रम से अपने कुल को आगे 
बढ़ायें। ऐसे शिक्षकों द्वारा रात्रि-पाठद्ाल्य का भी संगठन करना 
खाहिए। 

आपिर में हमे एक और वात का खयाल रखना है। अक्सर ऐसा 
दोता है कि जो गव कुछ आगे बढ़ता है, याने जहाँ फे छोग प्राम- 
खराज्य की दिशा में कुछ काम करने छगते है, उस गाँव मे हम होगे 
याहर के दर्शकों का ताँठा लगा देते हैं। हम बाहस्वार्लों फो वास्यार 
उन्हीं या्वों में ठे जाते हँ । उसके फलस्वरूप गाँव फी प्रगति रुक जाती 
है और यहाँ के लोग अपने को प्रदर्शनीय मानकर राम्तोप कर छेते हैँ । 
यह टीक है कि एमारे काम की प्रगति को लोग देखना चाहते है और 
झन्‍्दें दपना भी चाहिए। लेकिन दिखाने का इमाग देग बदलना 
धयाहिए । पूर्व-योजना बनाकर तथा धूमधाम से स्वागत की परिषाडी खड़ी 
घरफे गांव का बाम दिखाने का कार्यक्रम हम होगों को नहीं माना 
चाहिए और देखनेयारों फे साथ किसी सास विशिष्ट कार्यकर्ता फो भी 
नहीं जाना चाहिए। उस श्षेत्र के जो सामान्य फार्यकर्ता ऐते हैं, उसके 
साथ अध्ययन परमेवासे मित्र चडे जायें और छोगों से गपशप फरपेः महोँ 
थी स्थिति फा अध्ययन दरें, ऐसी परिपाटी यनानी घादिए। 


८- ग्राम-युरुकुल 


मैं मानता हैँ कि ग्रामस्वराज्य की पहली जिम्मेदारी शिक्षा में क्रान्ति 
करने की है। १९३७ में जब काग्रेस के मन्त्रिमण्डल बने, तो गांधीजी ने 
देश के नेताओं को सलाह दी थी कि उनको सबसे पहछा काम शिक्षा में 
क्रान्ति का करना है, क्योंकि जब तक मनुष्य निर्माण नही होता है, तब 
तक राष्ट्रनिर्माण सम्भव नहीं है । 

गांधीजी ने एक बात यह कही है कि शिक्षा स्वावल्म्बी हो और 
बिनोबाजी कहते हैँ कि वह सरकार-मुक्त हो। अतएव शिक्षा में क्रान्ति 
का प्रयोग सम्पूर्ण रूप से जनाधारित ही हो सकता है। इसलिए हम 
लोगों को अपने काम के साथ-साथ ही शिक्षा मे क्रान्ति का मार्ग 
खोजना चाहिए,। और वह भी अपनी तरफ से शिक्षण-संस्या खोलकर 
नहीं, बढ्कि ग्रामीण जनो को प्रेरित करके गाँव के समग्र कार्यक्रम के 
मारफत ही इस नयी शिक्षा-पद्धति की खोज करनी चाहिए । इसके सिवा 
ग्राम-स्वराज्य टिकेगा नही । 

मेरी यात्रा मे मैंने एक नया कार्यक्रम जोड़ा है। वह है-पग्राम- 
गुरुदुल का विचार समझाना । हर पड़ाय के दो दिनों के प्रवास-काल में 
पहले दिन की आम समा के बाद दूसरे दिन सुबह मैं ग्रामीण स्कूल के 
बच्चों के साथ किसी किसान के खेतों मे जाकर काम करने का कार्यक्रम 
रखता हूँ । एक घण्टा खेत में काम करने के बाद स्कूल में लौटकर 
बच्चो और शिक्षको के साथ जितना काम हुआ रहता है, उसके समवाय 
में सामान्य विशन और समाज-विज्ञयन का पाठ पढ़ाने का प्रदर्शन 
करता हूँ । फिर उनसे निम्न प्रकार के प्रश्नोत्तर होते हैं ; 
प्र० ; आप छोग स्कूल में पढ़ते हैं। आप बताइये कि यह पढ़ाई कुछ 

लड़कों के लिए. हो या सबके लिए १ 


-घुछन- 


घट छोक-गंगा के तट से 


उ० ; हरएक को पढ़ना चाहिए । 
प्र० + जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, ये क्या करते हैं ! 
उ० ; ये बकरी, भेंस और गाय चराते हैं, घास छील्ते हैं, माँ को खेत में 
भेजने के लिए छोटा बच्चा खेल्वते हैं | 
प्र० 5 वे सब जब स्कूल में चले जायेगे, तो यह काम कौम करेगा ! 
एक छडका : उनके बाबू छोग ( पिता ) करेंगे। 
प्र० ; अगर उनके बाबू छोग यदह्दी करगे तो उनकी रहस्थी चलेगी ! 
सब छड़के ( एक साथ ) : नहीं चलेगी | 
प्र० $ तुम बच्चे जब तक स्कूल में रहते हो, तब तक' तुम्हारे घर का यह 
काम कौन करता है ! 

उ० 5 नौकर करता है। 
प्र० : ये नौकर बड़ी उम्र के होते हैं या बच्चे ! 
उ० : बच्चे होते हैँ | 

तब मैं उनको समझाता हूँ कि घर-णहस्थी का काम-काज बैंय रहता 
है--कुछ स्त्रियों के लिए, कुछ पुरुषों के लिए और कुछ बच्चों फे लिए। 
में उनसे कहता हूँ कि उनके घर के बच्चों के हिस्से का काम बचा नौकर 
ही करता है, तब सब बच्चों का काम सब मॉबाप करने लगेंगे तो उनकी 
गहस्थी नहीं चटेगी। 

इतना समझाकर जब मैं पृछता हूँ कि ऐसी हालत में स्कूल का 
रूटीन कैसा हो कि जिससे सब बच्चे पढ़ सके, तो वे झुरू में जवाब नहीं 
दे पाते है । त्व बुछ और प्रध्नोत्तर होने के बाद काफी लड़कों फे मेंदद 
से निकलता है कि यदह्ट सब काम अगर पढ़ाई के साथ हो, तो राब पढ़ 
सफते हैं | जय में कह्टता हूँ कि जितमे लफड़ों ने समझ लिया है वे हाथ 
उटायें, हो तब द्वाय उठा देते हैं । फिर मैं उनसे विनोद में कद्दता हूँ कि 
आप लोगों ने जिय बात को दस मिनट में रामझ टिया है, उसी बात को 
मद्यमा गांधी देश के नेठा भों फो दस साल तक समझाते रहे, लेफिग अब 
तक यद उनकी समझ में नहीं आयी। तो श्र श्राप सताइये कि 


आम-गुरुकुल ९ 


आप अधिक बुद्धिमान्‌ हैं या नेता लोग । इस प्रशन पर लड़के बड़े गौरव 
से कहते हैं कि हम अधिक बुद्धिमान्‌ हैं | इस विनोद पर उपस्यित आमीण 
हँस देते हैं । 

हमारे देश ने ल्ोकतन्र के विचार फो स्वीकार किया है और उसके 
साथ-साथ बालिग मताधिकार को भी मान्य किया है, अर्थात्‌ दर बालिय 
ज्री-पुरुप को इतनी शिक्षा अवध्य मिलनी ही चाहिए कि जिससे यह 
घोषणा-पत्र फो पढ़ और समझकर निर्णय कर सके कि कौन-सी नीति 
देश के लिए सर्वोत्तम है। यह लोकताब्रिक समाज की न्यूनतम 
जिम्मेदारी है । 

उपयुक्त चर्चा से भी यह स्पष्ट होता है कि लोकतन्न की सिद्धि के 
लिए गांधीजी द्वारा परिकस्पित बुनियादी शिक्षा-पद्धति के अलावा दूसरा 
मार्ग नहींहै। साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि इस पद्धति की शिक्षा 
शाल्यओं की चह्दारदीवरी के अन्दर नही सघ सकती है, क्योंकि बच्चों के 
हिस्से का कुल काम एक शाल्य के अहते के अन्दर आ नही सकता है | 

यही कारण है कि १९४५ में माधीजी ने बुनियादी शिक्षा-पद्धति के 
लिए एक नया शब्द समग्र भयी ताढीमों दिया और कह्य कि शिक्षा की 
अवधि गर्भ से लेकर मृत्यु तक है और शालूत की परिधि पूर समाज ही 
है। यही फारण है कि विनोबाजी कहते हैं कि पूरा गाँव ही एक युनिव- 
छिंटी बने। में इसी योजना की आम-गुरुकुल की सा देता हूँ । 

सन्‌ १९३७-३८ में बिह्ार-सरकार ने चम्पारन जिले के एक क्षेत्र 
को बुनियादी शिक्षा का सघन क्षेत्र बनाया था। उस समय मेने उस 
क्षेत्र के देहातों में घूमकर जन-मानस में इस शिक्षा-पद्धति की प्रक्रिया को 
समझाने की कोशिश की थी। उस समय किसान कइ्ते थे ।क अगर 
बच्चों को कुदाल ही चलानी है, तो क्या घर में कुदाल नहीं थी ! लेकिन 
इस बार जब मैं ग्राम-गुरुकुल की दिशा में प्रदर्शन और घर्चा करता हूँ, 
तो किसान कहते हैं कि अगर यह बात हो जाय तो कहना ही क्‍या? 
इन पैंतीस सालों में जन-मानस मे इतना परिवर्तन तो हुआ ही है। 


० छोक-ग्ंगा के तद से 


आज देश के राष्ट्रपति से लेकर बाजार की सड़कों पर चलनेवाले 
नागरिक तक समी शिक्षा में बदल चाहते हैं | देकिन प्रश्न यह है कि 
बदल किस ओर ! करीब-करीब सबों के मुँह से यह आवाज उठ रही है 
कि शिक्षा व्यवमाय-मूलक हो, उद्योग-मूलहक हो और $पि-मूलक हो। 
जैसा कि अभी मैंने कहा, गाँव के किसान भी, जो पहले काम के साथ 
शिक्षा को जोड़ने की परिपाटी पर व्यंग्य करते थे, अगर मेरे आम-गुरुकुल 
के प्रदर्शन का स्वागत करते हैं। 

यह सब तो है | लेकिन प्रश्म यह है कि अगर शिक्षा-विभाग शिक्षा 
में इस प्रकार का परिवर्तन करता भी है, तो समध्या का हल सम्मय है 
बया ! शिक्षा की समस्या का _ल निकालने के लिए समाज की सामा- 
जिक भाग्यता बदरूनी चाहिए. | आज अपने हाथ से काम करके गुजारा 
करनेवालों की समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। समाज उनको छोश और 
नीचा आदमी मानता है। शिक्षित मनुष्य एक भरपूर अशिक्षित समाज 
में अपने को छोटा ओर भीचा कैसे समझ सकता है? उनके लिए ऐसा 
समझना मानव-आख के तथ्य के खित्यफ है ) 

इमारे एक आश्रम में काम करनेबाले एक बढ़ई आश्रम के नेता के 
पास पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि उनके मैट्रिक पास लड़के को 
किसी तरह सिफारिश करके कॉलेज में भर्ती करा दे। उनको रामझाया गया 
कि यढई अपने काम से तीन-चार सौ रुपया महीने की आमदनी कर लेता 
है, जहाँ चार साल काफी खर्च करने के बाद उसवा बी० एं० पास लश्का 
सौ-डेढ सो रुपये की नौकरी ये: लिए मारा-मारा फिरता रहेगा । तब उसने 
झट से फष्ट दिया कि “बायू | बढई का काम करनेवाले को पैसा 
जहर ग्रिल जापगा, ऐेकिन कुर्सी नहीं प्रिटेगी | बी० ए० पास लड़का 
चाहे सी रुपये की नौकरी करे, उसे कुर्सो मिलेगी। कुर्सी कौन नहीं 
घाइता |! 

झतएव गप्ट्रपति से छेकर उन समाम नौजवानों से, छो शिक्षा में 
यदछ था मराग्ति की यात फरते हैं, मेर फदना है कि समाण फी उपर्युक्त 


आम-गुरुकुल ६१ 


मान्यता को बदलने के लिए हाथ से काम करनेवार्लो को कुर्सी दिलाने 
के आन्दोलन मे लगना होगा, नहीं तो शिक्षा में बदल या क्रान्ति एक 
नाटकीय परिपाटी बनकर रह जायगी | कुर्सी के प्रश्न पर मान्यता बदले 
बिना व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि मूलक तथा श्रम-मूलक प्रदृत्तियों के 
साथ शिक्षण-योजना की बात आकाश्-कुसुम मात्र बनकर रह जायगी | 

विशेषकर अपने आन्दोलन से लगे साथियों से मे कहता हूँ कि वे 
जब तक हाथ से काम करके गुजारा करते हुए समाज में प्रतिष्ठित जिन्दगी 
बिताने की परिपा्ी नहीं चल्य्येगे, तब्र तक उनमें चाहे जितनी तड़प हो, 
उनकी 'शिक्षा में क्रान्त' की बात केबल नारा बनकर रह जायगी ; में देश 
के तमाम मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जब तक प्रधानमच्री से लेकर 
छोटे-छोटे छुर्सीबाले तक हाथ से काम करना प्रारम्भ नहीं करेगे, तब ते 
हाथ से काम करनेवालों को कुर्सी मिलना असम्भव है। 

इस दृष्टि से आचार्यकुल को अब शिक्षा में ऋन्‍्ति के व्यावह्यस्कि 
प्रयोग में लगना जरूरी है । यद्यपि यह आवश्यक है कि शिक्षा जना- 
घारित तथा सरकारमुक्त हो, फिर भी प्रारम्मिक स्टेज पर स्वतंत्र लोकशक्ति 
तथा सरकारी शक्ति के समन्वय से प्रयोग चले | इसके लिए ऐसे 
ही आचार्यों को आवश्यकता होगी, जो शिक्षा मे ऋान्ति के प्रयोग को 
अपना जीवन-मिशम बनाकर बैठने को तैयार हो | इन दो आचायों के 
नेतृत्व तथा मार्म-दर्शन में गाँव के प्रौढ़ तथा बच्चों को समग्र तालीम 
की व्यूहुस्चना करनी होगी। 

छात्र, अध्यापक, आचार्य सब मिलकर एक-एक किसान के खेत में 
प्रतिदिन चार घंटा वैज्ञनिक खेती के लिए काम करेंगे । दोपहर के 
बाद तीन धटा पढ़ाई करेंगे। यह पढाई सरकारी विभागों के विद्या- 
लल्‍यों के अनुसार ही चलेगी । सरकारी विभागों से इजाजत लेनी होगी 
कि इस प्रायोगिक विद्यालय में सुबह चार धंया खेती ओर उद्योग तथा 
तीसरे पहर तीन घंटा पढ़ाई का रूटीन ये मंजूर करें। शिक्षा-विभाग 
से यह भी मंजूर कराना होगा कि विद्याल्य के अध्यापकों को पाँच साल 


श्र लोक-गंगा के तट से 


तक स्थानान्तरित न करे। मार्गदर्शक आचार्य को विज्ञान का अध्ययन 
होना चाहिए तथा कृषि-द्ास्र का मी अभ्यात् उसको छर छेना होगा । 
इसके बिना शुरुकुछ का प्रयोग सफल नहीं होगा | 


दे संघ नहीं, संग 


मैं हमेशा कहता रहता हूँ. कि बनी-बनायी संख्या द्वारा ऋत्ति नहीं 
हो सकती है, भछे ही क्रान्ति का उद्घोष हो जाय । क्रान्ति तभी हो 
सकती है, जब जिसे क्रान्ति नाहिए, यह उसकी पहल करे | यह सत्य है 
कि हमने कुछ स्थेगों के साथ स्मेह-सम्बन्ध स्थापित किया है और उनसे 
अपने काम मे सहकार लिया है | लेकिन मैं उस सहकार को ऋन्ति की 
दृष्टि से विशेष महस्त्व नहीं देता हूँ | हमारे काम की वृफानी रफ्तार के 
कारण उनका सहकार भी देखने में उत्माहयर्धक रक्षा है। लेकिन कान्ति 
के लिए इस स्थिति को पूँजी के रूप मे इस्तेमाल करना कठिन है | 

अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है, बढ केवल ऋग्ति के 
उद्धोष के लिए दोल-पियई का काम है। दम लोग जिसे निष्पत्ति 
मानते ६, वद्द उसी तरह से भ्रम है, लिस्त तरह कुँआ खोदते समय पाँच- 
छ्ट फुट के थाद पानी देखकर लोग समझने लगे कि हम कु्ँ की सतह 
पर पहुँच गये ६ । अगर एम कुछ निषणत्ति देखना चाहते हैं, तो हम 
सबको दृ४्डी गलनी होगी । 

१९५८५ में चिनोबाजी की उड्दौसा-यात्रा फे दरस्थान हमारा आन्दो- 
रून भूदान से प्रामदान की और मुड़ने लगा | उसी रामय से विनोबाजी 
के दिमाग में फ्रान्ति की पत्रिया फे यारे में चिन्तन चलने छगा था। और 
डागले साल फाशीपुरम्‌ सम्मेग्टन पे अव॒गर पर दम छोर्गों से उन्होंने यह 
फह्दा किए आप राय क्यों मे झयन्ति का एफ नाटक कर डर्ले | उस नाट्य 
थे; स्वस्प के यारे में यह संदेस किया कि हम सायवे-सेवा-संघ की संध्या 


, संघ नहीं, संग द्र्‌श्‌ 


को समाप्त कर दें,। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में फैले और जन-जन में ऋत्ति 
को फैलने का प्रयास करें। आगे चर्कर सर्व-सेवा-संघ ने अपने निवेदन 
में देश की कीटि-कोटि जनता से अपील की कि ये इस क्रान्ति को अपने 
हाथों में उठा छे, ताकि देश की संकटपूर्ण समस्याओं का समाधान 
दो सके। 
फिर विनोबाजी की प्रेरणा से सर्व-सेवा-संघ ने तन्नमुक्ति और निधि- 
मुक्ति तथा सर्वजनाधार का प्रस्ताव किया | लेकिन इुर्भाग्य से हम लोग 
इस विचार के अमल के प्रयास में असफल हुए. | इतना ही नहीं, उसका 
प्रयास भी नहीं किया और न मार्ग खोजने की दिशा में कोई गम्भीर 
चर्चा ही की | आन्दोलन की सारी गतिविधि पृर्ववत्‌ तन्‍्न्रबद्ध तथा निधि- 
आधारित ही चलती रही, यद्यपि वह निधि पूर्ण रूप से पुरानी संचित 
निधि ही नहीं रही, बल्कि कभी कभी केन्द्रीय स्तर पर कोष .इकदठा 
करने के रूप में भी रही | झुल मिल्यकर क्रान्ति की प्रक्रिया की पद्धति 
में हम कोई अन्तर नहीं ला सके । 
तब से आज तक उस प्रइन पर हम लोग आपस में रह-रहकर चर्चा 
जरूर करते हैं | लेकिन उस दिशा में कभी किसी किस्म के प्रयोग में 
नहीं लगे । अगर विनोया तीव्रता के साथ आग्रह करते और इसके लिए 
अड़ जाते, तो कुछ अवश्य होता । 
लेकिन हम सबको यह अवश्य समझना चाहिए. कि बिनोबा जिस 
क्रान्ति की देश को प्रेरणा दे रहे है, वह अहिसक अन्त है। हम अपने 
को सियाही और बिनोबा को सेनापति मानते रहे हैं। ल्किन अहिंसा 
और हिंसा में सेनापति का स्वधर्म अल्म होता है॥ टिसा मे सेनापति 
आदेश देता.है और आदेश की अवद्देलना होने पर दण्ड देता है। 
अहिंसा का सेनापति सकेत करता है और सकेत की अवद्देलना पर सिपाद्दी 
को स्वतन्त्र विचार पर छोड़ देता है। और विचार तब्र तक समझाता 
रहता है, जब तक वह उसे स्वीकार कर अमल करना प्रारम्म नहीं कर 
देता । हिंसक क्रान्ति स्थूल तत्त्व पर कब्जा करने की होती है और अहिं- 


द्ड लोक-गंगा के तट से 


सक क्राम्ति विचार तथा दृदय-परिवर्तन की होती है, जिसके परिणाम 
से समाज के मूल्य तथा पद्धति मे परिवर्तन सघता है। इसलिए अपना 
विचार सफाई से कह देने के बाद विनोबाजी के लिए थह्द स्वाभाविक 
था कि ये आन्दोलन की गतिविधि के प्रकार को निर्धारण करने की 
जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ देते | 

आखिर इम जो ऋन्ति की वात करते हैं, वह क्या चीज है! कान्ति 
का अर्थ है, प्रचल्ति मूल्य, मान्यता तथा पद्धति के धदले नया मूल्य, 
मान्यता तथा पद्धति का अधिष्ठान करना । समाज़ में प्रचलित मूल्य यह 
है कि विशिष्ट जन के सद्धारे ही सामान्य जन चले । प्रचलित सिद्धान्द 
यह है कि समाज का सारा कार्यक्रम संचालन-पद्धति से चले | प्रचलित 
मान्यता यह है कि समाज का सन्तुरून दण्ड-शक्ति से हो 

हमारी ब्रान्ति इस परम्पप्र को बदलकर सामान्य जन के रद्दारे 
समाज के फंक्शन चलाने की है | हम सचालन-पद्धति को बदलकर सह- 
कार पदति का अधिठठान करना चाहते दे. और द्म चाहते हैं कि रामाज 
फे संगुलन की रशा दण्ड-दाक्ति फे बदले सम्मति-शक्ति से हो | 

साध्य और साधन की एकरूपता की रक्षा अगर नहाँ होती, तो 
साध्य भी साधन वी दिश्ा में मुद़ने लगेगा, यह बात इसने गांधीजी से 
सीपी है । हम छोग जाये दिन गाधी-विचार फे प्रचार में इसे दुए्टयते 
भी हैं। लेकिन दम लोग अपने बार्यकरा को विधिष्ट जव-भाधारित तथा 
संखागव और स्यक्तिगत रंचालन-पद्धति से घढातै रहते हैं । एम बात तो 
फटते हैं सहफार-पदवि की और अपने मन में मागते मी हैँ. कि एगाय 
फाम संयालन-पद ति से नहीं, सएफार-द्वति से चल रद्ता है। राध-सांय 
दम यद भी मानते एैँ कि इसगय काम भी पिशिष्ट जन के संचाहन में मर्दों, 
यरिकि गणशसेयपत्य पे शहारे चल रहा है। >किस अगर इम गहराई से 
विद्यार बरेंगे, तो राग में आयेगा कि एम खो युएछ पर रहे हैं, पह 


संघ नहीं, संग द््द 


* संचालन के कार्यत्रम में संचालक की ओर से साधारण कार्यकर्ताओं 
पर स्वतन्त्र निर्णय का अधिकार देना काफी नहीं है। वह संचालन की 
कुशलता मात्र है। अगर हम संचालन पद्धति फो समाप्त करते हैं, तब्र 
संचालन के प्रतिष्ठानों और संस्थाओं को ही विसर्जित करना होगा। 
आज हम बात-बात में जो कहते हैं कि कोआर्डिनेशन के लिए कुछ केन्द्र 
रहना ही चाहिए, वह संचालन के संस्कार की ही अभिव्यक्ति भात्र है। 
इम अपने विचार के प्रति निष्ठा जरूर रखते हैं, लेकिन प्राचीन कारू की 
परम्परागत संचालन-पद्धति और पास्चाल देशों से प्राप्त केन्द्रीयकरण की 
प्रवृत्ति का संस्कार हमें रह-रहकर अपनी ओर खींच लेता है | 

इम कभी-कभी यह भी कहते हैं कि तन्त्रमुक्ति और निधिमुक्ति का 
विचार हवाई कल्पना है। लेकिन समझना चाहिए कि इसी भारत देश 
में काफी रूम्बे अरसे से व्यापक पैमाने पर लन्त्रमुक्त क्रियाशीलता का 
सफल प्रयोग हो चुका है। उसका एक महान, उदाहरण यह है कि 
देशभर के उच्चकोटि के विचारक कुम्म-मेला में मिलते थे और आपस 
में चर्चा कर विचार-मन्थन करते ये | वहाँ से विचार की व्यापकता को 
ग्रहण करके अपने-अपने क्षेत्रों मे वापस जाते थे। वहीं अपने विचार के 
अनुसार काम करते थे । विनोबाज़ी ने भी १९४८ के प्रथम रचनात्मक 
सम्मेलन में सर्वोदिय-समाज की जो कब्पना रखी थी, वह भी इसी दिशा 
की ओर संकेत करता है| 

आजकल भौतिक विज्ञान में आयेमेशन की बहुत चर्चा है | यह जो 
मैंने उपयुक्त उदाहरण दिया है, बद्ठ समाज-विज्ञान का आदोमेशन है । 
इस देश में प्राचीनकाल से आगोमेशन प्रणाली के सफल प्रयास के बाुब- 
जूद ह_म अपने विचार के अनुसार इस दिशा में कदम उठाने में घबड़ाते 
हैं, यह हमारी क्रान्ति के लिए विडम्बना ही है। 

कुछ साथी कहते हैं कि कुम्म की बात दूसरी है, क्योंकि उनको 
कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन यह धारणा भ्रामक है। 
चलुतः समाज की क्रियाशीलता में जो रोल उन सन्त-महात्मा, ऋषि- 


हि छोक-गंगा के चट से 


मुनि और आचायों का रहा है यह व्यवस्था का नहीं, बल्कि शिक्षण का 
या | व्यवस्था गहृस्थों की इकाई स्वावल्म्यन छी पद्वति से चलती थी। 
स्पष्ट रूप से माद्ूम होना चाहिए कि हमारा भी रोल वही है। हमारा 
रोल व्यवस्थापक का नहीं, शिक्षक का है। अतः जितना काम वे छोग 
करते थे, उतना ही फाम हमें भी करना है | * 

हमारे इस प्रयोग में आमस्वराज्य का काम माध्यम हो और अद्दिसा 
का प्रयोग मुख्य रुक्ष्य हो | गाधीनी हमारे प्रयोग के लिए एक बड़ा 
प्रोपोजिशन देकर गये हैं । वह है, संगठन अद्दिसा की कसौटी है !! इम 
लोगों को साचना होगा कि अहिंसक संगठन की रुपरेखा क्‍या हो | 
हमारे सामने बापू का मन्त्र है तथा निधिम॒क्ति और तल्त्रमुक्ति के रुप में 
विनोबाजी के तन्‍्त्र का संकेत है । अब सोचना होगा कि इसका रुषयन 
किस प्रकार हो । 

में एक बात यह भी कहता आया हूँ - कि हमारी पद्धति समिति की 
नहीं, समेहन की होनी चाहिए। हम किसी संघ! में बेंधे हुए नः 
हों, बल्कि एक-दूसरे फे 'ठंग! में बैंधे रहे । मेरा उंफेत सर्वोदियन्‍्समाज की 
फल्पना की ओर रहा है। उसी विचार पर इस बार की परिस्थिति को 
देखकर चिन्तन चलता रद्दा है। मैं सोचता रहा कि भये प्रयोग की 
शुरुआत कई से हो ! उसके कार्यकर्ता किस प्रकार के हों ! और उनके 
जीविका आदि की व्यवस्था किस प्रकार से हो ! 

पहली बात यह है कि किसी संस्थाया व्यक्ति द्वाय भेजा गया 
कार्यकर्ता ऋन्ति नहीं फर सकता है, चाहे वह कितना भी समर्थ हो। 
यही कार्यकर्ता ऋ्ान्ति कर सकता है, जो विचार फे पति पूर्ण रण के 
साय क्षेत्र में पहुँच जाता है। पिर यह अपनी बृत्ति-झक्ति तथा विचार से 
फाम फरता है, किसीके निर्देशन में मीं। अपनी णीविका के लिए वह 
घारीस्गांव के प्रस्ताय फे अमर का प्रयार करता है । यानी अपने मिप्र 
के बद्दारे, धपने घर फे रुद्मारे या सर्व॑जन के राद्ारे जीये तथा क्षेत्र फे 
जन-जन में प्रवेश कर, उनसे स्नेहनराम्मन्प स्थाप्रित फर उसी क्षेत्र फे 


* संघ नहीं, संग ६७ 


गआमीण जनों में से कार्यकर्ता निकाले, जो इस आन्दोलन को चल्य सके । 
अर्थात्‌ हमारे कार्यकर्ताओं का यह काम रहे कि वे क्षेत्र में से जिम्मेदार 
सहयोगी हूँढ निकाऊे और उन्हे विचार का प्रशिक्षण दें तथा कार्यक्रम के 
लिए सलाह दें। , ;! 

मैं सोचता हूँ कि इस विचार के अनुसार कार्यकर्ताओं की जीचिका 
की एक नयी पद्धति अपनायी जाय। यह पद्धति आर्थिक न होकर 
सांस्कृतिक हो, पारिवारिक दा । पिछले इबकीस साल से यानी जब से 
विनोब्राजी का नया अभियान झुरू हुआ या, हम अपनी ब्रैटकों मे कार्य- 
कर्ताओं के योगश्षेम के बारे में निरन्‍्तर विचार करते रहे हैं। देकिन 
आज तक क्रिसी निश्चित सिद्धान्त पर नहीं पहुँच पाये हैं। विनोग्राजी 
की प्रेरणा से हम कभी-कभी संचित निधिनिरफेक्ष पद्धति को हूँदते रहे हैं । 
इस प्रयास में विशिष्ट जनों के सम्पत्तिदान तथा सर्वजन के सर्वोदय-पाथ 
का विचार सामने आया था। लेकिन उन तरीकों में हम अब तक 
सफल नहीं हो सके हैं! क्‍यों नहीं हो सके १ उसका कारण भी 
हँँद़ना चाहिए. । 

मैं जब इस प्रइन पर विचार फरता हूँ तो उसका कुछ कारण समझ 
में आता है। वस्तुत. एककालीन दान या चन्दा किसी तीम प्रयास द्वारा 
प्राप्त किया जा सकता है | ऐसा एकमुशझ्त दान किसी भी अच्छे काम के 
डिए कोई भी दे सकता है। लेकिन ऐसे तदर्थ अवसर के छोर पर से 
दान प्रवाह निकल नहीं सकता है। दान-प्रवाह उसी विचार के लिए 
निकल सकता है, जिसकी आकाक्षा तथा स्वीकृति मनुष्य में है। दान* 
प्रवाह किसी व्यक्ति के प्रति भ्द्धा की मावना से भी निकल सकता है। 

लेकिन हम जिस विचार का अधिष्यान करना चाहते हैं, उसकी 
परम्परागत स्वीकृति नहीं है। हम लोक-दिक्षण द्वारा समाज में उस विचार 
की स्वीकृति पैदा करना चाहते हैं। हम स्वोदय-पात्र आदि पद्धति उन 
कार्यकर्ताओं के लिए. अपनाना चाहते हैं, जिनका काम परम्पयगत 
सान्यताएँ तथा सिद्धान्तों को बदलने का है | ऐसे विचार के लिए वैसे 


द््द छोक-गंगा के तर से 


मनुष्य में से दान-प्रवाह प्रवाद्धित नहीं हो सकता है, जिनकी विचार के 
प्रति निष्ठा नहीं है और उस विचार के अधिप्ठान की चाह नहीं है । वे 
इमारे काम को अच्छा मानकर कुछ चन्दा दे सकते हैं, कभी खिला- 
पिल्य दे सकते हैं और दूसरे प्रकार से सहकार भी कर सकते हैं | लेकिन 
उनके हाथ से दान-प्रवाह नहीं निकलेगा [ 

आजादी के आन्दोलन के दिनों में देश के करीत्र करीब हर मनुष्य 
में आजादी की उत्कय चाह थी । ऐसे अचसर पर जब हम लोग धर-घर 
में मुठिया फष्ड के भाम से हेंडिया रखते थे, तब्र सब घरवाले उत्साह से 
उससमें मुद्ठीदाम करते थे | क्योंकि जिस विचार के पोषण के लिए, हैंडिया 
रखी जाती थी, उसकी उत्कट चाह थी। उसी तरह धार्मिक सखाओं, 
मन्दिरों तथा मर्ठों के लिए. निरन्तर दान-प्रवाह बहता रद्दता है, क्योकि 
उसके लिए परम्परागत मान्यता है | 

अतएव, हम छोगों फो सोचमा होगा कि हमारी पद्धति क्‍या हो, 
जिससे उस क्रान्ति के लिए दान-प्रयाह उपलब्ध हो, जिसके पक्ष में जनता 
की माग्यता मौजूद नहीं है। फिर यह भी देखना होगा कि उस पद्धति में 
से संचालन की प्रकिया की सृष्टि न हो। इमें इस बात को भी देखना 
होगा कि इमाय जो लश््य ग्राम-परिवार से प्रारम्भ कर विश्व-्परिवार तक 
पहुँचना है, उसके साथ हमारी पद्धति का मेल दो | 

समत्तिदान फे अवसर पर धमने माना था कि दाता अपने दाने फा 
द्विसाव खुद रखेगा और उसमें एक गद यह रखेगा कि वे कार्यकर्ताओं 
के योगभेम के लिए राह्यायता दें | आज जय में नये पिरे से रोचना शुल 
करता हूँ तो लगता है कि उक्त पद्धति भी दमारे ल्््य फे अनुरुप नहीं 
थी । क्योंकि हम उस समय आर्थिक भूमिका पर सोचते थे, पारिवारिक 
भूमिका पर नहीं । 

इग तमाम प्रनों पर बियार फरते-फरते अब मुझे छूम रहा है 
कि झगर एम मित्राधार के विचार फो युछ व्ययस्थित दंग रे विकतित 
परे, हो उसमें सै दान-प्रयाए पी भूमिफा निकछ राफती है और उसके 


संघ नहीं, संग ६५९ 


साथ पारिवारिक बुनियाद भी पड़ सकती है | हम वहुत से साथी देशभर 
के छोगों से सम्पर्क रखते हैं और उनमें बहुत से ऐसे परिवार हैं, जो 
समर्थ हैं, हमारे विचार के प्रति निष्ठा रखते हैं और चाहते हैं कि अपने 
को अपनी स्थिति में रखते हुए, इस क्रान्ति के काम में किसी न किसी 
प्रकार 'इनवास्ूड' हों । 

ऐसे लोगों को हम सुझाव दे सकते हैं कि वे अपने परिवार के एक 
सदस्य को इस काम के लिए समर्पित कर दें। लेकिन बस्तुस्थिति यह 
है कि सारी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के बावजूद उनमें से कोई निकलने 
के लिए तैयार नहीं होगा | इसलिए हम उन्हें इस बात की प्रेरणा देने का 
प्रयास करें कि ये किसी निकले हुए तरुण या तरुणी को अपने परिवार 
में 'एडाप्ट'ं करें। उसे अपने परिवार का एक सदस्य मानकर उसके 
गुजारे का प्रबन्ध करें । इतना ही नहीं, बढ्कि परिवार के सदस्य के नाते 
उनके कार्यक्रम तथा गतिविधि से सम्पर्क रखे। कभी-कमी उनके कार्य- 
क्षेत्र में अपने परिवार के साथ क्षेत्र देखने के लिए चछे भी जायें तथा 
अपने परिवार के किसी अनुष्ठान में निमन्त्रित भी करें । 

इस प्रकार की भाबना अगर पैदा हुई तो इससे फेवलछ जीविका का 
प्रश्न हल न होकर सर्वोद्य-समाज का पारिवारिक सम्बन्ध व्यापक रूप से 
विकसित हो सवेगा | मुझे पूरा विधास है कि हम लोग अगर व्यवस्थित 
ढंग से इसका प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि यह जमाने 
की माँग है। 

जब इस प्रकार के एड़ाप्ट किये हुए तरुण साथी बहुत अधिक संख्या 
मैं मिन्‍्म-मिन्‍न सबने क्षेत्रो में बैठ जायेगे तो वे अपने-अपने क्षेत्रों में अपने 
ढंग से काम करेंगे तथा समय-समय पर सम्मेलन-पद्धति से परस्पर मिलकर 
चर्चा फरेंगे | इस प्रक्रिया को में संघ-पद्धति के बदले 'संग'-पद्धति कहता 
हूँ | इस प्रकार जब दम लोग सोचते रहेंगे और प्रयोग करते रहेगे, तो 
अहिंसक संगठन की खोज मे नित्य नया ख्तोत दिखाई देगा । 


१०. कऋरान्तिकारी का रोल 


मैं बराबर देखता रहा हूँ कि हमारे कई साथियों में इमारी आन्ति का 
प्रत्यक्ष कुछ परिणाम दिखायी न देने के कारण निराशा का संचार हुआ है। 
लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि अ्िसक ऋन्ति का प्रभाव 
प्रणनक्ष नहीं होता है। उसका प्रभाव अद्व्य होता है, जो लोकमानत के 
अंतस्तल में ब्रीजल्प में पड़ा रहता है और वह समय क्षाने पर अंकुरित 
हो जाता है | तब क्रान्ति का प्रसारण, जैसा हम छोग चाहते हैं, खतस्त् 
छोकशक्ति के द्वारा ही हो जाता है। उसके सिए हमारे जैसे लोगों की 
उपस्थिति भी आवश्यक नहीं रद्द जाती है। 


विनोबाजी इमैशा कहते हैं. कि ऋ्न्ति की नहीं जाती है, क्रान्ति 
होती है | उनको इस व्याख्या पर हमारे बहुत से मित्र विनोद में फष्टते 
है; “तब आप लोग कर क्या रहे हैं | ऋन्ति अगर की नहीं जाती है, 
अगर अपने-आप होती है, तो आप लोग इस प्रकार चक्कर क्यों फाथ 
करते ईैँ !” इसलिए हम लोगों को इस बिन्दु पर भी विस्तार से विचार 
करने की जरुरत है। 

क्राश्तिकारी विचार नादे जितने उच्चकोटि का हो, समाज फे मानरा 
में बह फोरे आदर्शवाद के रूप में दी रदठा है । क्योंकि काल-प्रवाह् चादे 
जितना क्राश्तिकारी हो, लोकमानस इमेशा यथास्यितिदादी ही रहता है | 
पद आसानी से यथासििति फो छोड़ना नहीं चाहता है। बद तफलीझ 
शोल्ते हुए भी वर्तमान में चरिपका रहना चादता है। यह बर्तगान पो एमी 
छोड़ता है, जब उसे यर्तगान से पूर्ण नियशा दोती है। नैयहय डी 
प्रयफाष्ठा में से दी ऋग्ति उमरती है| तय यह प्रगन्दि विसी णमात या 
कार्यकर्ता पी अपेक्षा नहीं रपती, आपने-भाष होती है। 

पऐैकिन यह समशना घादिएकि गिराश की प्रयवाष्टा होने पर 


हक >+ 


ऋन्तिकारी का रोल ७१ 


क्रान्ति ही उभरेगी, यह जरूरी नहीं है, वैसी परिस्थिति में विध्वंसक विस्फोट 
भी हो सकता है | बल्कि वैसी परिस्थिति में प्रायः विस्फोट ही होता है ! 
विस्पोट और ऋन्ति एक ही परिस्थिति का परिणाम द्वोता है। परिपूर्ण 
नियाशा के काल में अगर किसी प्रकार के निर्दिष्ट विकल्प का दर्शन 
मौजूद रहता है, तो निराशा मुड्कर क्रान्ति की दिशा छे लेती है| लेकिन 
अगर विकल्प का भान नहीं रहता है तो समाज में विस्फोट होकर रह 
जाता है। हम छोगों का कार्य उसी घड़ी के लिए मार्ग प्रस्तुत रखना 
मात्र है। 

इसलिए निरन्तर गददराई से और सफाई से ऋन्‍्ति-विचार का प्रका- 
शन करते रहना होगा, चाहे तत्काल कोई निष्पत्ति न दिखाई दे। जल्दी से 
निष्पत्ति देखने के मोह मे इतिहास की करीय हर क्रान्ति दिशा-भ्रष्ट होकर 
प्रतिक्रान्ति की दलदल में फेंसती रहती है 

लेकिन साथ-साथ यह भी समझना चाहिए कि अगर हम केवल 
क्रान्ति-तत्त्त का प्रकाशन ही करते रहेगे, तो नैराश्य की घड़ी में उसका 
दर्शन होगा, यह कोई जरुरी नहीं है॥ निराशा क्रान्ति की ओर तभी 
मुड्ेमी, जब इन्सान को उसकी सम्भावना की झलक हो । इसलिए कुछ 
क्षेत्रों में सम्भावना प्रकट करने का प्रयास करते रहना भी जरूरी है | 

गांधीजी शान्तिमय तरीके से अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि के 
प्रतिकार का विचार रखते थे | अगर वे केवल विचार ह्वी रखते होते, तो 
गांधी के पहले के जिन ऋषियों मे इस विचार को रखा था, उन्हींकी तरह 
गांधी-विचार भी एक ऋषि-बाक्य बनकर रह जाता । छेकिन गाधीजी ने 
बिचार के प्रकाशन के साथ-साथ जो सम्भावना प्रकट की, उसके कारण 
आज दुनिया के कोने-कोने में नियशा को घड़ी में सत्याग्रह प्रकठ हो 
रहा है। भारत में स्वयं गांधीजी के नेतृत्व में जो अ्िसात्मक प्रतिकार का 
कार्यक्रम चढ्य था, वह बहुत कमजोर था । लेकिन उससे जो सम्मावना 
प्रकट हुई, उसके फलूखरूप मार्टिन दूथर किग के नेतृत्व में बड़े जोरदार 
सत्याप्रह का दर्शन हुआ | 


७२ छोक-गंगा के सद से 


इसलिए हम लोगों को भी विचार-प्रचार के साथ, कमजोर और 
अस्थायी ही सही, जगह-जगह पर सम्भावमा प्रकट करते रहना होगा | 
विनोबाजी ने जो प्रदेश-दान आदि का काम किया, बह बहुत कमजोर 
था। इतना कमजोर था कि उसको बोगस” की संज्ञा मिलती रही है| 
फिर भी देश और दुनिया के मानस में ग्रामदान शब्द परियवृष्ट हो गया। 
क्योंकि चाहे संकव्प-पन्न पर हस्ताक्षर करनेवाले उस पर टिके नहीं, पिर 
भी विश्व-मानस की दृष्टि सम्मति-श्क्ति की.सम्भायना पर जम ही गयी । 

उसी प्रकार विचार की गहराई से उद्योधन तथा प्रकाशन के साथ- 
साथ पुष्टि की एवं सष्टि की सम्भावना प्रकट करते रहना होगा | यद्यपि 
हमारे काम के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से ग्रास-स्वराज्य के हरिन्दु पर 
विशेष निषत्ति न दीखे, तो भी इतना काफी है कि आज की स्वार्थ-' 
मूलक चारित्रिक परिस्यिति में भी लोग बुछ त्याग कर सकते हैं, सब्र 
मिलकर अपना कारोबार चढ्य सकते हैं, सरकार-निरपेक्ष अपनी त्वतन्न 
दाक्ति से कुछ आगे बढ़ सकते हैं--इसकी कितनी भी कमजोर और 
अस्थायी ही सही, कुछ न कुछ सम्भावना अकट होती रहे 

एक वात हम सबको अच्छी तरह समझ छेनी चाहिए कि कोई भी 
फ्रान्तिकारी क्लान्ति को पूरा नहीं कर सकता है | यह केवछ अपनी प्यन्ति 
की सम्भावना प्रकट कर विश्व का ध्यान आकृष्ट कर संकेता है। अपने 
इस 'रोल' के बारे में एक थार यदि हमारे मन में सफाई हो जायगी, तो 
इमें नियशा कभी नहीं इयेगी | परिणाम आदि फ्री सब चिन्ता छोड़कर 
इड्डी गलाने फे संकल्प के साथ हमें हमारी ऋ्ग्ति की सम्भावनाएँ प्रकट 
फरते रहने फे लिए आज एक-एक क्षेत्र हैकर मार्ग-खोजन में लग जाना 
है। दमारे आन्दोलन के आज के स्टेज का यद भाहवान है ! 


